रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 





मत्यपेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 7 ] 
No. 71 


नई दिल्ली, शनिवार , फरवरी 17 , 2001/ माघ 28, 1922 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28 , 1922 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह संस्करण के पथक रूप में रखा जा सके . 
Separate Pageing is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 


- 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 
द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , 

उप -नियम आदि सम्मिलित हैं ) 
General Statutory Rules (Including Order, Bye-laws etc. of a general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the 

Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ) 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 22 नवम्बर , 2000 
सा . का . नि . 85.. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की अधिसचना सं . 853 तारीख 2 - 7 - 1980 को अधिक्रांत करते हए, विधि न्याय और 
कंपनी कार्य मंत्रालय, ( विधि कार्य विभाग ) में अनुसंधान सहायक ( कार्य अध्ययन ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ( विधि कार्य विभाग ) 
अनुसंधान सहायक ( कार्य अध्ययन ) भर्ती नियम , 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद- की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के 
स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3 भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुएकिसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


360GI/ 2001 


( 559 ) 


560 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


- 


- 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है , वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी 
उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग ने व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


पदों की 
संख्या 


वेतनमान योग्यता के आधार सीधे भर्ती किए जाने वाले 

पर चयन या व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा 
चयन सह- ज्येष्ठता 
अथवा अचयन 
पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा सेवा 
( पेंशन ) नियम, 1992 
के नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है 
या नहीं 


6 


लागू नहीं होता 


1 2 

3 . 45 
अनुसंधान 2 * 

साधारण केन्द्रीय 5500 - 175 लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
सहायक ( 2000 ) सेवा समूह ख 9000 रु . 
( कार्य 

अराजपत्रित , 
अध्ययन ) 

अननुसचिवीय . 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन 
किया जा सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


o 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति 
( सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए 
प्रतिनियुक्ति / पूनर्नियोजन ) 


प्रतिनियुक्ति : - केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 5000 - 8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष 

नियमित सेवा की है , या 
(iiii ) जिन्होंने 4500 - 7000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष 

नियमित सेवा की है , या 
(iv ) जिन्होंने 4000 - 6000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष 

नियमित सेवा की है , और 


[ भाग 1 - खण्ड 3( 1) ] . 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001/ माष 28 , 1922 . . . . 


% 


IE 


12 


( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : 


(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य और 
(ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से मौलिक प्रबंध सेवा पाठयक्रम 

या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त 
किया है या जिनके पास कार्य अध्ययन / संगठन और पद्धति /विश्लेषणात्मक 
सांख्यिकी/ संक्रिया अनुसंधान या अन्य प्रबंधकीय अनुसंधान तकनीक के उपयोजन 

में एक वर्ष का अनुभव है । 
सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन / पुनर्नियुक्ति ( पूर्व सैनिकों के लिए ) 
जूनियर कमीशंड आफिसर की पंक्ति के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में भी विचार 
किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में 
स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित अर्हताएं और 
अनुभव हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा 
जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन 
पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए 
जाने के पूर्व सेवानिवृत्ति या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन 
के आधार पर होगी । 
( सिविल पदों के प्रतिनिर्दश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन ) 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / 
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अवधि है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा 


13 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति : 
( पुनर्नियोजन सशस्त्र बल कार्मिकों की पुष्टि के संबंध में विचार 
करने के लिए ) : 


जब प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन के लिए चयन के 
क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के साथ सशस्त्र बल कार्मिक भी हों , 
तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


- अध्यक्ष 


1. साधारण प्रशासन के भारसाधक संयुक्त - सचिव और 

विधि सलाहकार 
2. संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार 

( ऊपर 1 से भिन्न ) 


- - सदस्य 


3. उप सचिव ( स्था . ) 


- - सदस्य 


[ फा. सं. ए - 12018/2/ 2000 - प्रशा.-1 ( वि . का . ) ] 

ए. के. सोनिक , निदेशक ( स्थापन ) 


562 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 ,1922 


[PART 1] — Sec. 3(1)] 


W 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Legal Affairs) 

New Delhi, the 22nd November , 2000 
G .S .R . 85. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Law , Justice and Company Affairs, 
Department of Legal Affairs, No . G . S . R . 853 dated the 2nd July , 1980, the President hereby makes the following rules 
regulating the method ofrecruitment to the post of Research Assistant (Work Study ) in the Ministry of Law , Justice and 
Company Affairs (Department of Legal Affairs ), namely : - - 

1. Short title and commencement.- / 1 ) These rules may be called the Law , Justice and Company Affairs, 
(Department of Legal Affairs ) Research Assistant (Work Study ) Recruitment Rules, 2000 . 

(2 ). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of posts , classification and scale of puy . The number of post, its classification and the scale 
of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4) of the Schedule annexed thereto . 

3 . Method of recruitment, age limit and other qualifications. -- The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the said 
Schedule. 

Disqualification . No person , - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this Rule . 

5 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do , it may, by order , for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commis 
sion relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons, 

6 . Saving. - -Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Nameof 


Number of Classi- Scale of 
posts fication pay (Rs.) 


Age limit for direct 
recruits 


post 


Whether selection 
by merit or selec- 
tion - cum -seniority 
or non -selection 
post 


Whether benefit of 
added years of ser 
vice admissible un 
der rule 30 of the 
Central Civil Servi 
ce ( Pension ) Rules, 
1972 


1 


2 


3 


4 


5 


Not 


Not 
appli 
cable 


appli. 


Not 
appli 
cable 


cable 


2 * 
Research ( 2000 ) General R $. 5500 
Assistant * Subject to Central 175- 9000 
(Work 

variation Service 
Study ) dependent Group 
on workload . B 

Non -Gizet 
ted , Non 
Mini 
sterial. 


[ HIT II - gtg 3(i) ] 


HTC T75145 : 49 17 , 2001/HIE 28 , 1922 


503 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and educa- Period of Probation , 
tional qualifications pre- if any 
scribed for direct recruit 
will apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion or 
by deputation /absorption and percent 
age of the posts to be filled by various 
methods 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


No 


Not applicable 


Deputation . (For Armed Forces 
Personnel-Deputation /Re-Employment) 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promotion /depu 
tion /absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists, what is its 
composition 


Circumstances in which the 
Union Public Service Commi 
ssion is to be consulted in making 
recruitment 


14 


Consultation with Union Public 
Service Commission necessary 
when an Armed Forces Per 
sonnel among others is in the 
field of selection for Deputation / 
Re-employment 


Deputation 

Group B DPC ( for considering 
Officers under the CentralGovernment : 

confirmations of Armed Forces 
(a ) (i) holding analogous posts on regular personnel Re- Employed ). 
basis , or 

1. Joint Secretary and Legal 
( ii ) with 3 years regular service in posts Adviser , In - Charge of General 

in the scale of Rs. 5000 - 8000 or equi Administration — Chairman 
valent; or 

2 . Joint Secretary and Legal 
(iii ) with 6 years regular service in posts in Adviser (other than 1 above) 

the scale of Rs. 4500 - 7000 or equivalent; - Member 
or 

3 . Deputy Secretary ( Estt ) 
(iv ) with 10 years regular service in posts - Member 

in the scale of Rs. 4000 -6000 or equi 

valent, and 
(b ) Possessing the following Educational Quali 

fications and Experience : 
(i) Degree of a recognized University or 

equivalent; and 
( ii ) completed successfully the Basic Mana 

gement Services Course ofISTM or 
equivalent training from any other re 
cognized institution or have at least 
one year experience in the application 
of Work Study /Organisation and 
Methods/Analytical/Statistical/Opera 
tions Research or other management 

research techniques. 
For Armed Force Personnel : 
Deputatlon /Re-employment (for Ex -servicemen ). 
The Armed Forces Personnel of the rank of Junior 
Commissioned Officer or equivalent who are due to 
retire or to be transferred to reserve within a period of 
one year and have the qualifications and experience 
prescribed for deputationists shall also be consid 
ered . If selected , such officers will be given deputa 
tion terms upto the date on which they are due for 
release from the Armed Forces; thereafter they may 
be continued on re- employment basis . In case such 
eligible officers have retired or have been transferred 


564 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001 / MAGHA 28, 1922 


[ PART II - - SEC . 3 ( )] 


12 


13 


14 


to reserve before the actual selection to the post is 
made, their appointment will be on re -employment 
basis (Re-employment upto the age of superannua 
tion with reference to civil posts ). 
( Period of Deputation including period of deputation 
in another ex - cadre post held immediately preceding 
this appointinent in the same or some other organi 
zation Department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed 3 years. Themaximum age limit 
for appointmentby deputation shall be not exceed 
ing 56 years as on the closing date of the receipt of 
application ). 


[ F. No. A -12018/2/ 2000 - Adm. I (LA)] 

A . K . SONIK , Director ( Estt .). 


गृह मंत्रालय 
( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2001 
सा . का . नि . 86. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1984 के भर्ती नियमों, 
जहां तक इनका सम्बन्ध सहायक संकलनकर्ता के पद से है , का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस सम्बन्ध में की गई या लोप की जाने 
वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा साथ ही साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों 
में सहायक संकलनकर्ताओं के उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 
स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय ( सहायक संकलनकर्ता ) भर्ती नियम, 2001 होगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना : - ये नियम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्थित जनगणना कार्य 
निदेशक का कार्यालय में सहायक संकलनकर्ता के पद पर लागू होंगे । 

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन 
नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट है । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , शैक्षिक अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और 
उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14) में विनिर्दिष्ट हैं । 

बशर्ते कि सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है , मामले की परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुए और उसके लिए जो भी कारण हो उन्हें लेखबद्ध करके किसी भी कार्यालय में जिस पर ये नियम लागू होते हैं और जिसके लिए वह नियुक्ति 
प्राधिकारी है उसकी बाबत, उक्त पदों में हुई किसी रिक्ति को किसी अन्य कार्यालय में , जिस पर ये नियम लागू होते हैं , उसी पद को धारण किए 
हएकिसी व्यक्ति के आमेलन द्वारा भरने का आदेश दे सकेगा यदि आमेलन किए जाने वाले व्यक्ति ने ऐसे आमेलन के लिए लिखित रूप में आवेदन 
किया हो । 

बशर्ते कि इस प्रकार विलयित व्यक्ति को उस ग्रेड में उन सभी व्यक्तियों से नीचे रखा जाएगा जो उस ग्रेड में पहले से ही नियमित आधार 
पर नियुक्त किए गए हों । 
5 . निरर्हताएं : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17 , 2001 / माष 28, 1922 


565 


1 ) 


सामा 


6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है , वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में , आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई भी बात , ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , और अन्य विशेष 
प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान क्या चयन सह - सेवा में जोड़े गए वर्षों सीधे भर्ती किए जाने वाले 
संख्या 

वरिष्ठता/ गुणावगुण का फायदा केन्द्रीय व्यक्तियों के लिए आयु 
के अनुसार चयन है सिविल सेवा (पेंशन ) 

नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन 

अनुज्ञेय है या नहीं 
2 3 4 5 

7 
सहायक 468 * ( 2001 ) सामान्य केन्द्रीय 3050 - 75 चयन - सह- वरिष्ठता नहीं 

18 और 27 वर्ष के बीच 
संकलनकर्ता कार्यभार के सेवा समूह ग 4590 रु. 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
अनुसार संख्या अराजपत्रित , 

अनुदेशों या आदेशों के 
में परिवर्तन अननुसचिवीय 

अनुसार सरकारी कर्मचारियों 
किया जा 

के लिए 35 वर्ष तक शिथिल 
सकता है । 

की जा सकती है ।) 
टिप्पणी : आयु - सीमा को 

अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख कर्मचारी 
चयन आयोग द्वारा नियत 
की जाएगी । 


6 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति 
की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि यदि 
कोई हो 


10 
2 वर्ष 


आयु : नहीं 
अर्हताएं : हां 


अनिवार्य : 
( 1 ) मैट्रिक अथवा समकक्ष 
( 2 ) अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट अथवा हिन्दी 

टाइपलेखन में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति 
वांछनीय : कम्प्यूटर में प्रवीणता इलैक्ट्रानिक्स विभाग, भारत 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ० लेखन स्तर का प्रमाणपत्र 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न 
पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की 
प्रतिशतता 


11 


12 


( i ) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने प्रोन्नति : प्रत्येक कार्यालय में 15 प्रतिशत रिक्तियां सम्बन्धित कार्यालय के उन समूह घ 
पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा 

के नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित होंगी जो कालम 8 में विहित मानकों 


566 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[ PART II - - SEC . 3(6) ] 


3 


- 


- 


- 


- 


11 


12 


( ii ) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने 

पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा 
( अल्पावधि रिक्तियां केवल प्रोन्नति या प्रति 
नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी ) 


के अनुसार अर्हताएं और टंकण में प्रवीणता रखते हों और निम्न शर्तों के अधीन होगी ; 
( क ) प्रोन्नति पर विचार करने के लिए अधिकतम आयु- सीमा 45 वर्ष होगी ( अनुसूचित 

जाति जौर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50 वर्ष होगी ) और 
( ख ) 2550 - 3200 रुपए के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 2610 - 3540 रुपए 

के वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 2650 - 4000 रुपए के वेतनमान में 4 
वर्ष की नियमित सेवा अवश्य की हो । इस भर्ती पद्धति द्वारा प्रत्येक कार्यालय में वर्ष में 
होने वाली रिक्तियों की अधिकतम 15 प्रतिशत संख्या भरी जाएगी और भरी न जा सकने 

वाली रिक्तियों को आगे नहीं ले जाया जाएगा । 
प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले कर्मचारी अथवा 
जिन्होंने 2610 - 3540 रुपए के वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 2550 - 3200 
रुपये के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और कालम 8 में विहित मानक शैक्षिक 
अर्हताएं और टंकण प्रवीणता रखते हों । कम्प्यूटर में प्रवीणता वांछनीय । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना 


भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ 
लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के 
लिए ) : 
( 1) उपनिदेशक ( प्रशा.)/ अवर सचिव ( प्रशा. ) 

- अध्यक्ष 
( 2 ) सहायक निदेशक ( प्रशा. ) 

--- सदस्य 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह क अधिकारी जो - सदस्य 

अधिमानतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो । 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( कलकत्ता स्थित भाषा प्रभाग के लिए ) : 
( 1 ) उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 

- अध्यक्ष 
( 2 ) सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तकनीकी ) अथवा सहायक निदेशक, - सदस्य 

जनगणना कार्य 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह क अधिकारी , - सदस्य 

अधिमानतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो । 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित सम्बन्धित 
जनगणना निदेशालयों के लिए ) : 
( 1 ) उपनिदेशक / सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 

- अध्यक्ष 
( 2 ) सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तकनीकी ) अथवा सहायक निदेशक , - सदस्य 

जनगणना कार्य 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह क अधिकारी - सदस्य 

अधिमानतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो । 


[ फा . सं. ए - 12032 /5/ 98 - प्रशा. II ] 
जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 


[ HFT II - 


E 


3 (1) ] 


yra 


| 77515 : 40 


17 , 2001/ 419 28 , 1922 


567 


- - 


- 


- 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Office of the Registrar General of India ) 

New Delhi, the 29th January , 2001 
G .S .R . 86 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Recruitment Rules 1984 in so far as they relate to the post of Assistant Compiler except as respect 
things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the said posts of Assistant compiler in the Office of the Registrar General, India , as well 
as all the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely : 

1. Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India 
and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Assistant Compiler ) Recruit 
ment Rules, 2001. 

(2 ). They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 . Application - These rules shall apply to the post of Assistant Compiler in the office of the Registrar 
General, India and the offices of the Directors of Census Operations in the States and Union Territories. 

3 . Number of posts, classification and scale of pay.-- - The number of said posts , its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

4 . Method of recruitment, age limit , educational qualifications etc. — The method of recruitment, age 
limit , educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) 
of the Schedule aforesaid : 

Provided that the appointing authority concerned may , if it considers necessary or expedient so to do, and 
subject to such conditions as it inay specify in this behalf, having regard to the circunstances of the case and for reasons 
to be recorded in writing, order any vacancy in the said posts in any of the offices to which these rules apply and in 
relation to which he is the appointing authority to be filled by the absorption of a person holding the same post in any 
of the other offices to which these rules apply , provided that the person to be absorbed has made a request in writing for 
such absorption, 

Provided futher that the person so absorbed shall be placed below all persons already appointed on regular 
basis to the grade to which he is appointed on such absorption . 

5. Disqualification .-- No person , - 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or , 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 

6 . Power to relax . — Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do, it may , by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons . 

7 . Saving . – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward 
Classes and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the CentralGovernment from 
time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Nameof post Number of post Classification 

Scale of pay 

Whether selection -cum 
seniority/ Selection -by 
merit 


5 


Rs. 3050 -75 -4590 


Selection -cum -seniority 


Assistant Compiler 468 * (2001) 

* Subject to variation 
dependent on work - 
load 


General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial . 


360 GI/2001 - 2 


568 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[PART II— Sec . 3 (1)] 


Age limit for direct recruits 


Whether benefit of added years 
of service admissible under rule 
30 of the C . C . S . (Pension ) rules, 
1972 


Educational and other Qualifications 
required for direct recruits 


No. 


! 


Between 18 to 27 years. 
(Relaxable for Government servant 
upto 35 years in accordance with the 
instructions or orders issued by the 
Central Government). 
Note : 
The crucial date for determining the 
age limit shall be as fixed by the Staff 
Selection Commission . 


Essential : 
( 1 ) Matriculates or equivalent. 
(2 ) Minimum speed of 30 words per 

minute in type writing in English 
or 25 words per minute in typewriting 

in Hindi. 
Desirable : 
Computer proficiency with O level cer 
tificate recognised by Deptt . of Electronics 
in Govt. of India . 


Period of proba- 
tion , if any 


Whether age and 
educational quali- 
fications prescrib 
ed for direct recruits 
will apply in the 
case of Promotees 


Method of recruitment, whether 
by direct recruitment or by pro - 
motion or by deputation /absorp - 
tion and percentage of the post to 
be filled by various methods 


In case of recruitment by Promotion / 
Deputation /Absorption , grades from which 
promotion /deputation /absorption to be made 


9 


10 


11 


12 


2 years 


Age : No 
Qualifications : 
Yes 


(i) 85 % by direct recruitment Promotion : 

failing which by deputation / 15 % of the vacancies in each of the offices 
absorption 

shall be reserved for being filled up by 
( ii) 15 % by promotion failing Group D employees borne on the regular 

which by deputation / absorp - establishment of the respective offices 
tion 

having qualifications and typing profici 
(Short terms vacancies will be ency as per standard prescribed in Col. 8 , 
filled by promotion or deputation subject to the following conditions — 
only ). 

( a) Themaximum age limit for consider 

ation would be 45 years ( 50 years for 
the Scheduled Castes /the Scheduled 
Tribes) and 


( b ) At least 8 years service in a Group 

D post in the pay scale of Rs. 2550 . 
3200 or 6 years in the pay scale of 
R $, 2610 - 3540 or 4 years in the pay 
scale of Rs. 2650 - 4000 would be 
essential. The maximum number of 
recruits by this method would be 
limited to 15 % of the vacancies oc 
curring in a year in the respective 
offices, and unfilled vacancies would 
not be carried forward . 


Deputation : 
Officials of the Central Government/ State 
Government holding analogous posts or 
with at least 6 years regular service in posts 


[ MT I - UN 


3 (1) ] 


RT 17421 : 


17 , 2001 /419 28 , 1922 


569 


N 


. 


12 


carrying pay scale of Rs. 2610 -3540 or 
with at least 8 years regular service in 
posts carrying pay scale of Rs. 2550 - 3200 
and having qualifications and typing pro 
ficiency as per standard prescribed in col. 
8 . Computer proficiency is desirable . 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is its composition 


Circumstances in which Union Public 
Service Commission is to be consulted 
in making recruitment 


13 


14 


Not applicable 


Group C Departmental Promotion Committee 
(for the office of the Registrar General, India ) : 
1. Deputy Director ( Admn .)/Under Secretary (Admn .) 
2 . Assistant Director ( Admn.) 


Chairman 


- Member 


3 . A Group A officer of another Central Government office 

preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled 
Tribes 


- -Member 


Group C Departmental Promotion Committee ( for the Language Division 
at Calcutta ) : 
1 . Deputy Registrar General ( Language ) or Assistant Registrar 
General ( Language ) 

- Chairman . 
2 . Assistant Registrar General (Language) or Linguist or Research 

Officer (Languages) or Assistant Director of Census Operation 
(Technical) 

- Member, 
3 . A Group ‘ A ’ officer of another Central Government Office 

preferably belonging to the Scheduled Castes/ the Scheduled 
Tribes 

- Member. 
Group C Departmental Promotion Committee (for the respective census 
Directors of Census Operations in States/Union territories ) : 
1. Deputy Director/Assistant Director of Census Operations 
( Technical) 

— Chairman 
2 . Assistant Director of Census Operations ( T ) or Assistant 
Director of Census Operations 

- Member 
3 . A Group A officer of another Central Government office, 

preferably belonging to the Scheduled Castes /Scheduled 
Tribes 

-Member 


[F. No. A -12032/5/98-Ad. II ] 
J. K . BANTHIA , Registrar General of India 


570 


THE GAZLI TE OFINDIA : FEBRUARY 17, 2001/ MAGHA 28,1922 


. [ PART II — SEC . 3(6)] 


नई दिल्ली , 29 जनवरी, 2001 
___ सा . का . नि . 87. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का 
कार्यालय, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के भाषा प्रभाग तथा साथ ही राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्यनिदेशकों के कार्यालयों 
में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड -III के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित 
जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों ( सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड - II ) भर्ती नियम , 2001 होगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. लागूहोना -- ये नियम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, कलकत्ता स्थित भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय का भाषा प्रभाग तथा 
प्रत्येक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड - III के पदों पर लागू होंगे । 

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा और शैक्षिक अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , शैक्षिक अर्हताएं और 
उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखषद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गोंऔर 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान क्या चयन गुणवगुण सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
संख्या 

या चयन सह - व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा का फायदा केन्द्रीय 
वरिष्ठता के 

सिविल सेवा (पेंशन ) 
अनुसार है 

नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


34 


नहीं 


सांख्यिकीय 
अन्वेषक 
ग्रेड- III 


707 * ( 2001 ) साधारण केन्द्रीय 5000 - 150 - चयन सह 
* कार्यभार के सेवा समूह ग , 8000 रु. वरिष्ठता 
अनुसार संख्या अराजपत्रित , 
में परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा सकता 


18 और 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी कर्मचारियों 
के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की 
जा सकती है ) । 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


_ _ _ 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001 / माष 28, 1922 


oil 


- 


आवेदन पत्र प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख होगी, ( असम , 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य 
का लद्दाख डिविजन , हिमाचल 
प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला 

और चम्बा जिले के पांगी सब 
डिविजन, अंडमान एवं निकोबार 
द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले 
अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी ) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं । 


परिवीक्षा की अवधि 
र्याद कोई हो 


8 


10 


नहीं 


1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से 

सांख्यिकी/ गणित/ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री 


सीधे भर्तीकिए गए 
व्यक्तियों के लिए 
2 वर्ष। 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न 
पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में 
वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया 
जाएगा । 


11 


12 


(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 

और इन दोनों के न होने पर सीधे भर्ती द्वारा । 
( ii ) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
( अल्पावधि रिक्तियां केवल प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी ) 


प्रोन्नति : - सम्बन्धित कार्यालयों में तीन वर्ष की नियमित सेवा 
वाला वरिष्ठ संकलनकर्ताजिसके न हो सकने पर वरिष्ठ 
संकलनकर्ता और संकलनकर्ता/ संगणक जिसने उक्त पदों पर 
कुल 8 वर्ष की सेवा की हो । 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन : 
केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो सदृश पद धारण 
किये हों या 4500 - 125 - 7000 रुपये के वेतनमान या समकक्ष के 
पदों पर 3 ( तीन ) वर्ष की नियमित सेवा रखते हों और सीधी भर्ती 
के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखने वालों को प्राथमिकता दी 
जाएगी । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन 
पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । 


572 


THE GAZETTE OFINDIA: FEBRUARY 17, 2001/ MAGHA 28,1922 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


. 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना 


भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ 
लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 

14 


लागू नहीं 


- - - 

13 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के 
लिए ) : 
( 1 ) उपनिदेशक ( प्रशा. )/ अवर सचिव ( प्रशा. ) 

- अध्यक्ष 
( 2 ) सहायक निदेशक ( प्रशा. ) 

- सदस्य 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह क अधिकारी – सदस्य 

जो अधिमानतः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो । 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( कलकत्ता स्थित भाषा प्रभाग के लिए ) : 
( 1 ) उप महारजिस्ट्रार ( भाषा ) या सहायक महारजिस्ट्रार ( भाषा ) - अध्यक्ष 
( 2 ) सहायक महारजिस्ट्रार ( भाषा ) या भाषाविद् या अनुसंधान अधिकारी - सदस्य 

( भाषा ) या सहायक निदेशक जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 
(3 ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह क अधिकारी, – सदस्य 

जो अधिमानतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो । 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( राज्यों / संघ राग्य क्षेत्रों में स्थित सम्बन्धित 
जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय के लिए ) : 
( 1 ) उपनिदेशक / सहायक निदेशक , जनगणना कार्य ( तकनीकी ) 

- अध्यक्ष 
( 2 ) सहायक निदेशक , जणगणना कार्य ( तकनीकी ) अथवा सहायक निदेशक , - सदस्य 

जनगणना कार्य 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का एक समूह क अधिकारी, - सदस्य 

जो अधिमानतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो । 


[ फा. सं. ए- 16017/23/2000 - प्रशा. II ] 
जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 


New Delhi, the 29th January , 2001 
G . S . R . 87 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Investigator Grade - III 
in the Office of the Registrar General, India , the Language Division of the office of the Registrar General, India as well 
as all the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely — 

1. Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the office of the Registrar General, India 
and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories ( Statistical Investigator Grade 
III) Recruitment Rules, 2001. 

(2 ). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Application . — These rules shall apply to the posts of Statistical Investigator Grade- III in the Office of the 
Registrar General , India, the Language Division of the said Office of the Registrar General , India located at Calcutta , 
and each of the Offices of the Directors of Census Operations in the States and Union territories. 

3 . Number of posts, classification and scale of pay.--- The number of the said posts, its classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule aforesaid . 

4 . Method of recruitment, age limit , educational qualifications etc. — The method of recruitment, age 
limit , educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) 
of the said Schedule 

5 . Disqualification. - - No person, 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 
(b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 

shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule . 


[ YTT II - GUS 3 (i) ] 


Hra o 1947 : FC 17, 2001/419 28, 1922 


573 


6 . Power to relax.--- Where the CentralGovernment is of opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may ,by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons . 

7. Saving. - -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward 
Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from 
time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Name of Number of Classic Scale of Whether Age limit for directs Whether benefit of 
post fication pay (Rs.) selection recruitment 

added years of ser 
cum - senio 

vice admissible un 
rity /selection 

der rule 30 of the 
by merít 

Central Civil Servi 
ce (Pension ) Rules, 
1972 


Post 


No 


Statistical 
Investigator 
Grade - II ] 


Selection 
cum 
seniority 


3 4 
707 * (2001) General Rs. 5000 - 
* Subject to Central 150 - 8000 
variation de - Service 
pendent on Group 
workload . C 

Non 
Gazetted 
Non -Mini 
sterial. 


Between 18 and 25 years.. 
(Relaxable for Government 
servants upto 5 years in 
accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government). 
Note : The crucial date for 
determining the age -limit 
shall be the closing date for 
receipt of applications from 
candidates except for other 
than those in Assam , Meghalaya, 
Arunanchal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub - division of Chamba 
District of Himachal Pradeshi, 
Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep . 


Educational Qualifications 
and other Qualifications 
required for direct 
recruits . 


Period of 
probation , 
if any. 


Whether age and 
educational quali 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment 
whether by direct recruit 
ment or by promotion or 
by deputation / absorption 
and percentage of the 
posts to be filled by 
variousmethods 


9 
No 


Master s Degree in Statistics/Mathematics/ 
Economics from a recognised University or 
equivalent. 


10 
Two year 
for direct 
recruits 


(i) 50 % by promotion failing 
which by deputation failing 
both by direct recruitment. 
( ii ) 50 % by direct recuitment. 
(Short term vacancies will be 
filled by promotion or deputa 
tion only .) 


574 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28, 1922 


[Part II — SEC . 3 (1)] 


In case of recruitment by promotion /deputation /absorption grades from which promotion /deputation /absorption to 
be made 


Promotion : 

Senior Compiler in the respective offices with three years regular service failing which with eight years 
combined service in the posts of Senior Compiler and Compiler/ Computer. 
Deputation /Absorption : 

Officials of the Central Government/State Government holding analogous posts or with 3 ( three ) years regular 
service in posts in the pay scale of Rs. 4500- 125- 7000 or equivalent and preferably possessing the educational qualifi 
cation prescribed for direct recruits . (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years). The maximum age limit 
for appointment by deputation should be not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications), 


If a Departmental Promotion Committee exists , 
what is its composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment 


13 


14 


Not applicable . 


Chairman 
Member 


Member 


- 


Chairman 


Group C Departmental Promotion Committee 
( for the office of the Registrar General, India ) : 
1. Deputy Director (Admn .)/Under Secretary (Admn.). 
2 . Assistant Director (Admn.). 
3. A Group A officer of another Central Government office 

preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled 

Tribes. 
Group C Departmental Promition Committee (for the 
Language Division at Calcutta ) : 
1. Deputy Registrar General (Language) or Assistant Registrar 

General (Language). 
2 . Assistant Registrar General ( Language ) or Linguist or 

Research Officer (Languages) or Assistant Director of 

Census Operation ( Technical). 
3 . A Group A officer of another Gentral Government Office 

preferably belonging to the Scheduled Casteş/the Scheduled 

Tribes. 
Group C Departmental Promition Committee ( for the 
respective Census Directors of Census Operations in 
States/Union territories) : 
1 . Deputy Director/Assistant Director of Census Operations 

( Technical) . 
2 . Assistant Director of Census Operations ( T ) or Assistant 

Director of Census Operations. 
3 . A Group ‘ A ’ officer of another Central Government office, 

preferably belonging to the Scheduled Castes /Scheduled 
Tribes. 


- Member 


- Member 


— 


Chairman . 


– Member 


-- Member 

[F . No. A - 16011/23/2000 Ad . 11] 
J. K . BANTHIA , Registrar General of India 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001/ माघ 28 , 1922 


575 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001 
सा. का.नि. 88. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संघ लोक सेवा 
आयोग ( परामर्श से छुट ) विनियम , 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग ( परामर्श से छूट ) संशोधन विनियम , 2001 है । 
__ ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. संघ लोक सेवा आयोग ( परामर्श से छूट ), विनियम , 1958 की अनुसूची 1 में , प्रविष्टि ( 21 ) को प्रविष्टि ( 22 ) के रूप में पुनः 
संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित प्रविष्टि ( 22 ) से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
“ ( 21 ) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय में लेफ्टीनेंट जनरल , वैज्ञानिक " ज ", मेजर जनरल , वैज्ञानिक " छ " 

संयुक्त सचिव, निदेशक , उप - सचिव , अवर सचिव , प्रधान निजी सचिव, अनुसंधान अधिकारी , निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी , 
प्रोटोकॉल अधिकारी, सहायक, अनुसंधान सहायक , निजी सहायक, प्रोटोकॉल सहायक, ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक 
और नक्शानवीस श्रेणी " I " के पद । 

[ सं. 39017/ 01 /99 - स्था . ( ख ) ] 

श्रीमती प्रतिभा मोहन , निदेशक ( जे. सी . ए. ) 
पाद टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i ) तारीख 13 सितम्बर, 1958 में अधिसूचना सं. सा. का .नि . 789 तारीख 

1 - 9 - 1958 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनमें संशोधन किये गये : 


क्रम सं . 


सा . का . नि . 


तारीख 


( 2 ) 


1197 
145 ] 
731 
1047 


382 


1644 
1689 


578 


1888 
679 


( 3 ) 
20 - 12 -1958 . 
10 - 12 - 1960 . 
3 - 6- 1961. 
26 - 8 - 1961 . 
31 -3- 1962. 
8 -12- 1962. 
15- 12- 1962. 
6 - 4 - 1963 . 
14 - 12 - 1963 . 
2- 5- 1961 . 
20 - 2 -1965 . 
24-4- 1965. 
20 -11- 1965 . 
19- 3 - 1966 . 
30 - 4 - 1966 . 
18 - 6 - 1966 . 
21 - 6 - 1969 . 
18- 4- 1970 . 
6 - 6- 1970. 
6 - 11 - 1971. 
24- 2 - 1973 . 


431 


-rimiewiórsóocasinoall 


599 


1672 
388 
622 
944 


1433 
633 
879 


1654 


168 


360 GI/ 2001 - 3 


576 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28, 1922 


[Part II -- Sec . 3(1)] 


( 2 ) 


( 3 ) 


465 (37 ) 
594 


2288 


1063 


610 


740 
441( 31) 


480 
481 
329 


479 


512 


14 - 11 - 1974 . 
17 -5 - 1975 . 
30 - 8 - 1975 . 
24 -7 -1976 . 
14 - 5 - 1977 . 
2-6 - 1979. 
14 -7 - 1979 . 
23 - 1 - 1982 . 
15 -4 - 1982 . 
29 -5 - 1982 . 
6 -4 - 1985 . 
18 - 5 - 1985 . 
1-6 -1985. 
5 - 10 - 1985 . 
12 -4 - 1986 . 
20 -12 - 1986 . 
18 -4 - 1987. 
6 - 1 -1988. 
23 -7 - 1988 . 
23- 9- 1989 . 
20 - 1- 1990 . 
6 - 10 - 1990 . 
30 -11- 1991. 
21-5 - 1999. 
17 - 7 - 1999 . 


918 


268 
1071 
273 
74 
590 
704 
37 


623 


666 


383 (37) 
219 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 


(Department of Personnel and Training) 

New Delhi, the 31st January, 2001 
G . S .R . 88 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( 3) of Article 320 of the Constitution , 
the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption 
from Consultation ) Regulations, 1958 , namely : 

1. ( 1) These regulationsmay be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation ) 
Amendment Regulations, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette . 

2 . In Schedule I to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation ) Regulations, 1958 , 
entry (21) shall be re -numbered as entry (22 ) and before entry (22 ) as so re-numbered , the following entry shall be 
inserted , namely : 
" (21) Posts of Lt.General, Scientist “ H ”, MajorGeneral, Scientist " G " , Joint Secretary , Director, Deputy Secretary , 

Under Secretary, Principal Private Secretary , Research Officer, Private Secretary, Section Officer. Protocol 
Officer , Assistant, Research Assistant, Personnel Assistant, Protocol Assistant, Senior Library and 


( YT II - U 


3(1) ] 


Yra 1 


145 : 49 17 , 2001/419 28 , 1922 


- 


Information Assistant and Draftsman Grade l in the National Security Council Secretariat, Cabinet 
Secretariat." 

[No. 39017 /01/99- Estt.( B )] 

Smt. PRATIBHA MOHAN , Director (ICA ) 
Foot Note : Principal Regulations were published vide notification number GSR 789 dated 01- 09 - 1998 in the Gazette 

of India , Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 13th September , 1958 and subsequently amended 
by : 


G .S . R . No. 


Date 


(2 ) 


( 3 ) 


1197 


20 - 12 - 1958 


1451 


10 - 12 - 1960 . 


731 


3 -6 -1961. 


1047 


382 


1644 


1689 


26 -8- 1961. 
· 31- 3- 1962 . 
8 -12 -1962, 
15 - 12 - 1962 
6 -4 - 1963 . 
14 - 12 - 1963. 
2 -5 - 1961. 


578 


1888 


679 
431 
599 


20 - 2 - 1965. 


1672 


388 


24 -4 - 1965 . 
20 -11- 1965 . 
19- 3 - 1966 . 
30 -4- 1966 . 
18 -6 - 1966 . 


622 


944 


1433 


21- 6 - 1969. 


633 


18 -4 - 1970 . 


879 


1654 


168 


465( E ) 


594 


6 -6 - 1970 . 
6 -11- 1971. 
24 - 2 - 1973 . 
14 - 11 - 1974 . 
17-5-1975. 
30 -8 - 1975 . 
24 -7 - 1976 . 
14 - 5 - 1977. 
2 -6 - 1979 . 
14 - 7 - 1979 . 


2288 


1063 


610 


740 


441( E ) 


L - IILUL INDIA : 1 EBRUARY 11, 2001/ MAGHA 28, 1922 


[ PART II--- SEC. 3(6)] 


( 3 ) 


( 2 ) 
73 


23 - 1- 1982 . 


480 


15 - 4- 1982. 
29 -5 - 1982 . 


481 


329 


6 - 4- 1985 


479 


18 - 5 - 1985 


512 


918 


268 


1 - 6 - 1985 
5- 10 - 1985 
12 - 4 - 1986 
20 - 12 - 1986 
18 - 4 - 1987 


.. 1071 


6 - 1 - 1988 


23 - 7 - 1988 
23 - 9- 1989 
20- 1- 1990 
6- 10- 1990 
30 - 11- 1991 
21 -5 - 1999 


623 


666 


383 ( E ) 


219 


17- 7- 1999 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( मुख्यालय प्रशासन ) 


नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2001 


सा. का .नि . 89. -- संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) में स्टाफ कार चालक और संदेश वाहक/स्कूटर चालक भर्ती नियमावली, 1994 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , नामत:---- 


1. ( 1 ) इन नियमों को वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) स्टाफ कार चालक और संदेश वाहक /स्कूटर चालक भर्ती ( संशोधन ) नियमावली , 
2001 कहा जा सकता है । 


___ ( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 


2. वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) स्टाफ कार चालक और संदेश वाहक/ स्कूटर चालक भर्ती नियमावली, 1994 की अनुसूची में 


( क ) ग्रेड I और ग्रेड- 2 के अंकों और शब्दों के लिए, जहां कहीं भी वे आते हैं , क्रमशः ग्रेड -I और ग्रेड - II अंक और शब्द 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे, 


( ख ) स्टाफ कार चालक ( ग्रेड- I ) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या - 1 के सामने 


( i ) कालम ( 4 ) में , इन्दराज के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः 


" 4500 रुपए -125 रुपाए -7003 रुपए ", 


[ भाग II - खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17 , 2001/ माष 28 , 1922 


579 


(ii ) कालम ( 12 ) में , उपमद ( क ) के सामने " ग्रेड- 2 में छः वर्ष की नियमित सेवा " के अंकों और शब्दों के स्थान पर 

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः 

" ग्रेड -II में छ: वर्ष की नियमित सेवा अथवा ग्रेड -II में और साधारण ग्रेड में कुल मिलाकर 15 वर्ष की संयुक्त सेवा "; 
( ग ) स्टाफ कार चालक ( ग्रेड - 2 ) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या - 2 के सामने, कालम ( 4 ) में , इन्दराज के लिए निम्नलिखित 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत : 

" 4000 रुपए - 100 रुपए- 6000 रुपए "; 
( घ ) स्टाफ कार चालक ( साधारण ग्रेड ) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 3 के सामने, कालम 4 में , इन्दराज के लिए निम्नलिखित 

प्रतिस्थापित किए जाएँगे, नामत : 

" 3050 रुपए - 75 रुपए - 3950 रुपए - 80 रुपए - 4590 रुपए "; 
( ङ ) संदेश वाहक/ स्कूटर चालक के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 4 के सामने, इन्दराज के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे , 

नामत : 
" 3050 रुपए -75 रुपए- 3950 रुपए - 80 रुपए- 4590 रुपए " ; 


[ अधिसूचना फा . सं. ए- 12018/1/2000 - प्रशा.-I ( ख )/1 आर. आर./2001 ] 

एस. नारायणस्वामी, अवर सचिव 
टिप्पणी : मूल नियमावली, भारत के राजपत्र के भाग - II - खण्ड- 3 उपखण्ड (i ) में दिनांक 21 मार्च, 1995 की सा . का . नि . सं . 156 के द्वारा 

अधिसूचित की गई थी । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 9th February, 2001 

( H. QRS . ADMN.) 
G . S. R. 89. - --In exercise ofthe powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following Rules to amend the Ministry of Finance (Department of Revenue ) Staff Car Drivers and 
Despatch Riders/ Scooter Drivers Recruitment Rules , 1994, namely : 

1. (1 ) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Revenue ) Staff Car Drivers and 
Despatch Riders/Scooter drivers Recruitment (Amendment) Rules , 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In the Schedule to the Ministry of Finance (Department of Revenue) Staff Car Drivers and Despatch Riders/ 
Scooter Drivers Recruitment Rules,1994, 

( a ) for the words and figures, " Grade- 1 " and " Grade- 2", wherever they occur , the words and figures, " Grade 

I and “ Grade -II”” respectively shall be substituted ; 
(b ) against serial number 1 relating to the post of Staff Car Driver (Grade I), -- 
(i) in column (4 ), for the entries, the following shall be substituted , namely : 

" Rs. 4, 500 - Rs. 125 - Rs. 7,000 "; 
(ii) in column ( 12 ), against sub - item (a), for the figures and words, "6 years regular service in Grade 

2 ", the following shall be substituted , namely : - - 
" 6 years " regular service in the Grade- II or a combined service of 15 years in Grade- ll and in the 

Ordinary Grade put together"; 
(c ) against serial number 2 relating to the post of Staff Car Driver (Grade-2 ), in column (4), for the entries, 

_ the following shall be substituted , namely : 
“ Rs. 4000 - Rs .-100- Rs.- 6000 "; 


580 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001 /MAGHA 28 , 1922 


[ PART II - -- SEC . 3 (6)] 


- 


( d ) 


against serial number 3 relating to the post of Staff Car Driver ( Ordinary Grade), in column 4, for the 
entries, the following shall be substituted , namely : 
" Rs. 3050 - Rs. 75- Rs. 3950 - Rs. 80- Rs. 4590 "; 
against serial number 4 relating to the post ofDespatch Riders /Scooter Drivers, for the entries, the following 
shall be substituted, namely : 
" Rs. 3050 - 75 - 3950- 80- 4590 ". 


(e) 


[ Notification F. No. A - 12018/ 1/ 2000 - Ad.I ( B ) / 1/ RR/ 2001 ] 

S. NARAYANASWAMY, Under Secy. 
INote : The Principal Rules were notified in Part II, Section 3, Sub section (i) of the Gazette of India vide G. S. R. No . 

156 dated , the 21st March, 1995 ]. 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2001 

न्द्रीय बायलर बोर्ड ( सदस्यों का नामांकन ) नियमावली, 1967 के साथ पठित , भारतीय बायलर अधिनियम , 1923 
( 1923 का 5 ) की धारा 27क की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, दिनांक , 23 अक्तूबर, 1999 
के भारत के राजपत्र, भाग - II , खंड 3, उप - खंड (i ) में प्रकाशित भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की दिनांक , 12 
अक्तूबर , 1999 की अधिसूचना सं. सा . का. नि. 344 में निम्नलिखित संशोधन करती है , जिसे दिनांक 3 जून, 2000 के भारत के राजपत्र, भाग - II , 
खंड 3, उप - खंड (i ) में प्रकाश्ति 22 मई , 2000 की सं. सा. का .नि. 192 एवं दिनांक , 25 नवम्बर , 2000 के भारत के राजपत्र, भाग -II , खंड 3 , 
उप - खंड (i ) में प्रकाशित दिनांक 14 नवम्बर, 2000 की सं. सा. का. नि . 465 के द्वारा संशोधित किया गया था : 

( i) उक्त अधिसूचना में , 
( क ) क्रम सं . 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- - 
" 6. श्री हरचरन सिंह, 

सदस्य 
उप निदेशक सामान्य, 
भारतीय मानक ब्यूरो , 
मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफ़र मार्ग , 

नई दिल्ली -110002 ". 
( ख ) क्रम सं . 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 7. डॉ. वी. गोपालकृष्णन, 

सदस्य 
महाप्रबंधक ( गुणवत्ता ), 
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि ., 

तिरुचिरापल्ली - 620014 " 
( ग ) क्रम सं . 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 9. श्री बी . के . बासु , 

सदस्य 
उप - महाप्रबंधक , 
को - जनरेशन एंड कैप्टिव पावर बिजनेस ग्रुप, 
ई एंड सी डिविजन, जी टी एफ बी मुंबई, 
लारसन एंड टूब्रो लिमिटेड, 
पोवई वर्क्स, ई पी सी ब्लाक , 

मुंबई - 400072 " 
( ii ) उक्त अधिसूचना में , शीर्षक : 

" अधिनियम की धारा 27क की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के तहत राज्य सरकारों द्वारा नामित " के तहत 


[ 4m 1 - 


4 


3 (1) ] 


TG I 1747 : ct 17 , 2001/A 


28, 1922 


581 


क्रम सं . 17 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
" 174 . 904 24 forta, 

सदस्य 
छत्तीसगढ़ बंकर सहकारी संघ बिल्डिंग , 
31 . 5. 19 , 3771991, 
1744 , THE " 


[ 8 . 1 ( 1 )/99 - 214678f ] 
eft . . 461, 73 - SITER ( TIC ) 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

New Delhi, the 5th February, 2001 
G .S. R . 90. - - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and (2) of Section 27A of the Indian Boilers 
Act, 1923 ( 5 of 1923 ), read with the Central Boilers Board (Nomination ofMembers) Rules 1967, the Central Government 
hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Industry 
(Department of Industrial Development) No. GSR 344, dated 12th October, 1999, published in the Gazette of India , Part 
II, Section 3 , sub -section (i) dated 23rd October, 1999 , and amended vide No. GSR 192 , dated 22nd May , 2000 
published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , sub -section (i) dated 3rd June, 2000 and No.GSR 465 , dated 14th 
November, 2000 Published in the Gazette of India , Part II, Section 3, sub -section (i) dated 25th November , 2000 , namely 
- 

(i) In the said notification , 
(a ) for serial No . 6 and the entry relating thereto , the following shall be substituted, namely : 
“ 6 . Shri Harcharan Singh , 

Member 
Dy. Director General, 
Bureau of Indian Standards , 
Manak Bhavan , 
9 , Bahadur Shah Zafar Marg , 

New Delhi- 110002 ." 
(b ) for serial No. 7 and the entry relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
“ 7. Dr. V . Gopalakrishnan , 

Member 
GeneralManager ( Quality ), 
Bharat Heavy Electricals Ltd ., 

Tiruchirapalli-620014 ." 
(c ) for serial No . 9 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely : 
" 9 . Shri B .K . Basu , 

Member 
Deputy General Manager, 
Co - generation & Captive Power Business Group , 
E & C Division -GTFB Mumbai, 
Larsen & Toubro Limited , 
Powai Works , EPC Block , 

Mumbai-400072 ." 
( ii) In the said notification , under the heading : 

" Notification by the State Governments under clause (b ) of sub -section (2) of Section 27A of the Act” 
After the entry at serial number 17, the following shall be inserted , namely : 
" 17A , Chief Inspector of Boilers , 

Member 
Chhatisgarh Bunkar Sahakari Sangh Bldg ., 
G .E . Road , Amapara, 
Raipur , Chhatisgarh . 

[No. 1( 1)/99 - Boilers ] 
V .K . GOEL , Technical Adviser (Boilers ) 


582 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001/ MAGHA 28, 1922 


[ PART II _ SEC . 3( )] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2001 
सा . का . नि . 91. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय ज्येष्ठ विश्लेषक ( कार्य अध्ययन ) और कनिष्ठ विश्लेषक ( कार्य अध्ययन ) भर्ती नियम, 1881 को , जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ 
विश्लेषक पद से है , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ज्येष्ठ विश्लेषक ( कार्य अध्ययन ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय ज्येष्ठ विश्लेषक ( कार्य 

अध्ययन ) भर्ती नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद- संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों 

से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2 ) से स्तंभ ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं । 
3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य 

बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतप सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
संख्या 

आधार पर चयन व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा का फायदा केन्द्रीय 
या चयन 

सिविल सेवा (पेंशन ) 
सह -ज्येष्ठता अथवा 

नियम , 1972 के 
अचयन 

नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


ज्येष्ठ 01 * साधारण केन्द्रीय रु. 10, 000 - लागू नहीं 
विश्लेषक ( 2001 ) सेवा समूह क 325 - 15, 200 होता 

* कार्यभार के आधार राजपत्रित , 
पर परिवर्तन किया जा अननुसचिवीय 
सकता है । 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17 , 2001 /माघ 28 , 1922 


583 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 
11 

12 
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है ) प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 

1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जिनके न हो सकने पर राज्य 

सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों /पब्लिक 
सेक्टर उपक्रमों/ अर्ध सरकारी स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे 

अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 8000 - 275- 13500 रु. के वेतनमान या समतुल्य में पांच 

वर्ष नियमित सेवा की है ; या 
( iii ) जिन्होंने 6500 - 200 - 10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान के पदों 

पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं : 

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य है ; 
(ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या रक्षा कार्य 

अध्ययन संस्थान से अग्रिम प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी 
मान्यताप्राप्त संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया 


हो ; 


अथवा 
जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान का बुनियादि प्रबंधसेवा 
पाठ्यक्रम या किसी उच्च मान्यताप्राप्त संस्थान में समतुल्य प्रशिक्षण सफलता 
पूर्वक पूरा किया हो और जिसके पास कार्य अध्ययन / संगठन और 
पद्धति /विश्लेषण/ सांख्यिकी/ संक्रिया अनुसंधान और अन्य प्रबंध अनुसंधान 
तकनीकी के उपयोजन का तीन वर्ष का अनुभव है । । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिनके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके 
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अवधि है । साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


13 
लागू नहीं होता 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा 

14 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 

[ फा. सं. ए - 12018/ 2/ 99 - स्था . I ] 

एस. एस . ओहरी, अवर सचिव 


360 GI/ 2001 - 4 


584 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[Part 11 — Sec . 3(1)] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi, the 6th February, 2001 


G . S . R . 91. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Ministry of Health and Family Welfare , Senior Analyst (Work Study) and Junior Analyst (Work 
Study) Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Senior Analyst (Work Study ) except as respects 
things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the post of Senior Analyst (Work Study ) in the Ministry of Health and Family Welfare , 
namely :--- 


1. Short title and commencement ( 1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare 
Senior Analyst (Work Study ) Recruitment Rules, 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . Number of Posts , classification and scale of Pay .- - The number of posts, its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules . 


3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. -- The method of recruitment, age 
limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said 
Schedule 


4 . Disqualification . — No person ,- - 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satisfied , that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to themurriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule. 

5. Power to relax . — Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it inay, by Order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Saving . - Noilring in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Classification 


Scale of pay 


Name of No . of 
post Post 


Whether selection - Age limit 
by merit or for direct 
selection cum - recruits 
seniority or non 
selection post 


Whether benefit of 
added years of 
service admissible 
under rule 30 of the 
Central Civil Ser 
vices (Pension ) Rules, 
1972 


Not applicable 


Not 
applicable 


Senior 11 

General Central Rs. 10 ,000 - 325 - Not applicable 
Analyst ( 2001 ) Service , 

15 ,200 
(Work 

Group A 
Study ) 

Gazetted , 

Non -Ministerial 
* Subject to variation 
dependent on work load. 


[ 47 II - QUG 3 ( 1) ] 


MEGAT 15142 : 


att 17 , 2001/ 41 28 , 1922 


585 


Educational and other quali - 
fications required for direct 
recruits 


Whether age and 
educational quali 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Period of 
probation , 
if any 


Method of recruitment, whether 
by direct recruitment or 
by promotion or by 
deputation / absorption and 
percentage of the posts to be 
filled by various methods 

11 


8 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Deputation (Including short 
term contract ) 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption , grades from which 
proniotion /deputation /absorption , to be 
made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists, what is its 
composition 


Circumstances in 
which Union Public 
Service Commission 
is to be consulted in 
making recruitment 


- 


- 


13 


14 


Consultation with 
the Union Public 
Service Commission 
necessary . 


12 
Deputation ( including short term contract) : 

Not applicable. 
1. Officers of the Central Government failing which 

officers under the State Governments /Union Territories/ 
Recognised Research Institutions/ Public Sector Under 
takings /Semi-Government/Autonomous or Statutory 
Organisations : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis; or 

( ii ) with five year s regular service in a post in the 
scale of Rs. 8000 - 275 - 13500 or equivalent; or 
( iii ) with eight years regular service in post in 

the scale of Rs. 6500 - 200 - 10500 or equivalent; and 
(b ) possessing the following qualifications 

and experience : 
(i) degree from a recognised University or equivalent; 
( ii ) have successfully completed the Advanced 
Management Service Course of the Institute of 
Secretariat Training and Management or Defence 
Institute of Work Study or equivalent training in 
any other recognised Institution ; 

Or 
have successfully completed the Basic Management Service 
Course of the Institute of Secretariat Training and Manage 
ment or equivalent training in any other recognised Institu 
tion and have three years experience in the application of 
Work Study /Organisation and Methods/Analytical/Statistical/ 
Operations Research and other management research 
techniques. 
(Period of deputation contract including period of deputa 
tion /contract in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other 
organisation /department of the Central Government shall 
not exceed five years . The Maximum age limit for appoint 
ment by deputation ( including short term contract) shall not 
be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt 
of applications ). 


[ F. No, A - 12018/2/99 -Estt. I] 

S .S . OHRI, Under Secy. 


586 


THE GAZETTE OFINDIA : FEBRUARY 17, 2001/ MAGHA 28, 1922 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


1 


. 


नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2001 
सा . का . नि . 92. - वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय 
सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 ( 1934 का 22 ) की धारा 4 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त 
अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है , प्रकाशित किया 
जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता 
को उपलब्ध करा दी जाएंगी, पैंतालिस दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा । 

किसी आक्षेप या सुझाव पर जो कि सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन , नई दिल्ली - 110003 के पते पर 
विनिर्दिष्ट अवधि की अवसान के पूर्व, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 

प्रारूप नियम 
1. ( 1 ) उक्त नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (........ संशोधन ) नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
वायुयान नियम , 1937 में , 
( 1 ) नियम 24 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 24 , मादक और मनोसक्रिय पदार्थों का उपभोग करने पर प्रतिषेध – (1 ) कोई भी व्यक्ति जो किसी वायुयान पर पायलट , 
कमाण्डर, दिगचालक, इंजीनियर , केबिन कर्मी दल या वायुयान के कर्मी दल के अन्य प्रचालक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा 
है या ऐसा कार्य करने के प्रयोजन के लिए वायुयान में वहन किया जाता है, उड़ान के प्रारम्भ से बारह घंटे के भीतर कोई मधसार 
पेय, शांति प्रदाय स्वापक या उत्तेजक औषधि या निर्मिति नहीं लेगा और न उसका उपयोग करेगा अथवा उड़ान के दौरान ऐसी कोई 
निर्मिति नहीं लेगा और न उसका उपयोग करेगा तथा कोई ऐसा व्यक्ति उक्त रूप में कार्य करते समय या वहन किए जाते समय 
मद्यता की दशा में नहीं रहेगा अथवा, उसके सांस, मूत्र या रक्त में ऐसा मद्यसार नहीं होगा जिसका पता लग सके अथवा ऐसी दशा 
में नहीं रहेगा जिसमें इस कारण से कि उसने कोई मद्यसार , शांति प्रदाय, स्वापक या उत्तेजक औषधि या निर्मिति ली है उसकी इस 
रूप में कार्य करने की सामर्थ्य नष्ट हो जाए, और कोई अन्य व्यक्ति मद्यता की दशा में वायुयान में न तो प्रवेश करेगा या न उसमें 

रहेगा । 
( 2 ) भारत में किसी वायु परिवहन सेवा का प्रचालन कर रहा कोई भी प्रचालक घरेलू वायुयान परिवहन सेवा के किसी वायुयान पर 

मद्यसार पेय नहीं परोसेगा और कोई यात्री ऐसी सेवा में जब वह वायुयान पर यात्रा कर रहा हो कोई मद्यसार पेय उपभोग नहीं करेगा । 
( 3 ) अनुज्ञप्तिधारी अब किसी ऐसे मनोसक्रिय पदार्थ के प्रभाव के अधीन हो जो कि कोई अनुज्ञप्ति और रेटिंग के विशेषाधिकारों के 

सुरक्षित और समुचित प्रयोग के लिए असमर्थ कर देता हो , अपने अनुज्ञप्ति और रेटिंग के विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा । 
( 4 ) अनुज्ञप्तिधारी पदार्थों के समस्यात्मक उपयोग में नहीं लगेंगे । " 
( 2 ) नियम 28 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 28. वायुयान का अकेले नियंत्रण करने के लिए न्यूनतम आयु- 16 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति गतिमान वायुयान का 
अकेले नियंत्रण नहीं करेगा और कोई व्यक्ति किसी अन्य गतिमान वायुयान का अकेले नियंत्रण नहीं करवाएगा या अनुज्ञा नहीं देगा 
जब तक कि वह यह न जानता हो , या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण न हो कि वह अन्य व्यक्ति 16 वर्ष की 

आयु पूर्ण कर चुका है । "; 
( 3 ) नियम 38 में , 
(i) नियम 38 को उपनियम ( 1 ) के रूप में पुन : संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनसंख्यांकित उपनियम ( 1 ) में , 
( क ) खंड ( च ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

" उपकरण रेटिंग ( वायुयान और हैलिकॉप्टरों के लिए ), "; 
( ख ) खंड ( ज ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 

" छात्र उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति, "; 
( ग ) खंड ( त ) और ( थ ) का लोप किया जाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17 , 2001/ माघ 28 , 1922 


587 


(ii) उपनियम (1 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त : स्थापित किया जाएगा अर्थात् : 

" ( 2 ) ज्येष्ठ वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति ( विमानों के लिए ) को , जो कि खंड ( घ ) के अधीन विनिर्दिष्ट हैं और उड़ान 
अनुदेशक रेटिंग ( ग्लाइडर और बैलूनों के लिए ) को, जो कि उपनियम ( 1 ) के खंड ( ज ) में विनिर्दिष्ट है, केन्द्रीय सरकार 

द्वारा अधिसूचित करने की तारीख से दिया जाना बंद कर दिया जाएगा । "; 
( 4 ) नियम 38क, में 

( i ) खंड ( 5 ) का लोप किया जाएगा; 
( ii ) खंड ( 6) में , " उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक अनुज्ञप्तिधारक " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे , 

अर्थात् : 
" यथास्थिति, उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक अनुज्ञप्ति या उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक अनुज्ञप्ति (निबंधित ), के 

धारक " 
( 5 ) नियम 39क में , 
(i) उपनियम ( 1 ) में , 
( क ) खंड ( ड़) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड से रखा जाएगा, अर्थात् : 

" ( 5 ) तात्विक जानकारी छिपाकर या गलत जानकारी के आधार पर अनुज्ञप्तियां प्राप्त करना या उनका 
नवीकरण या रेटिंग या वायुयान के प्रकार की रेटिंग या वायुयान के प्रकारों की रेटिंग का विस्तार या उनका 

किसी प्रकार का नवीकरण प्राप्त करना, या "; 
( ख ) खंड ( इ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" ( च ) अनुज्ञप्त या रेटिंग में की गई प्रविष्टियों में अप्राधिकृत रूप से फेर फार या छेड़छाड़ करना, ; 
( ii ) उपनियम (2 ) में , " वर्णित कोई अनुज्ञप्ति धारण करने " के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् : 

" वर्णित कोई अनुज्ञप्ति या रेटिंग धारण करने " 
( 6 ) नियम 39ग, के स्थान पर निम्नलिखित नियम से रखा जाएगा, अर्थात् :--- 

" 39ग. चिकित्सीय योग्यता निर्धारण और अनुज्ञप्तियों की विधिमान्यता की अवधि - चिकित्सीय योग्यता निर्धारण और 
अनुज्ञप्तियों के विभिन्न प्रवर्गों के बारे में विधिमान्यता की अवधि निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होगी, अर्थात् : 


सारणी 


क्रम संख्यांक 


अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग 


चिाकत्साय याग्यता का 
निर्धारण की विधिमान्यता 


अनुज्ञप्ति की 
विधिमान्यता 


( 2 ) 


( 1 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
( i ) विमान सेवा परिवहन पायलेट अनुज्ञप्ति ( विमान या हैलिकॉप्टर ) चिकित्सीय परीक्षा की दो वर्ष 
ज्येष्ठ वाणिज्यिक विमान पायलट अनुज्ञप्ति (विमान ) 

तारीख से छः मास 
(ii ) वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (विमान या हैलिकॉप्टर) छात्र चिकित्सीय परीक्षा की दो वर्ष 

उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति , उड़ान दिक्चालक अनुज्ञप्ति , उड़ान तारीख से बारह मास 
रेडियो दूरभाष प्रथालक अनुज्ञप्ति , छात्र पायलट अनुज्ञप्ति 
( विमान या हेलिकॉप्टर या ग्लाइडर या बैलून या हल्के वायुयान ) 
छात्र उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति और उड़ान इंजीनियर अनुज्ञप्ति 
प्राइवेट पायलेट अनुज्ञप्ति (विमान या हैलिकॉप्टर ) पायलट अनुज्ञप्ति चिकित्सीय परीक्षा की दस वर्ष 
( ग्लाइडर बैलून और हल्के वायुयान ) और उड़ान रेडियो तारीख से चौबीस मास 

दूरभाषा प्रचालक अनुज्ञप्ति ( निबंधित) 
टिप्पण : - क्रम संख्यांक ( ii ) और (iii ) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के संबंध में चिकित्सीय योग्यता की विधिमान्यता की अवधि अनुज्ञप्ति के 

धारक की आयु चालीस वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् घटा कर आधी कर दी जाएगी । 


( iii ) 


588 


- 


- 


-- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001/ MAGHA 28 ,1922 [ PART II - SEC. 3(i)] 
( 7 ) नियम 67क में उपनियम ( 16 ) के स्थान निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् : 

" ( 16 ) उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक उस उड़ान का समय जिसके दौरान यह वास्तव में उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक के 

कर्तव्यों का पालन करता है , अंकित करेगा । " 
( 8 ) अनुसूची I में 
(i) अनुभाग क में , पैरा 7 में , खंड ( क ) में " अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व दो वर्ष 

की अवधि के भीतर पूरी कर लेनी चाहिए, शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा । 

" इस अनुसूची के अधीन अनुज्ञप्ति रेटिंग या टाइप रेटिंग ढाई वर्ष की अवधि के भीतर अवश्य पूर्ण की जानी चाहिए "; 
( ii ) अनुभाग ( ड़ ) में , पैरा 1 में , खण्ड ( ड ) में , उपखंड ( ii ) , में " पचास नोटिकल मील की उड़ान जिसमें दो पूर्ण विराम 

मान क्षेत्र पर कम से कम दो बार पूर्ण अवतरण किया हो और अन्य विमान क्षेत्र और एक विमान क्षेत्र से अन्य 
विमान क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया हो " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे , अर्थात् : -- 

" एक सौ पचास नॉटिकल मील की उड़ान जिसके दौरान दो विभिन्न विमान क्षेत्रों में पूर्ण अवतरण किया गया हो ; 
( iii ) अनुभाग ( च ) में , पैरा 1 में , खंड ( ड ) में, उपखंड (ii ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

" (ii ) हैलिकॉप्टर या हैलिकॉप्टरों के अकेले अधिभोगी के रूप में पांच घंटे से अन्यून का देश के आर - पार उड़ान काल , 
जिसके अन्तर्गत सौ नॉटिकल मील अन्यून की ऐसी उड़ान सम्मिलित है जिसके दौरान दो भिन्न स्थानों पर , पूर्ण अवतरण 

किया गया हो यह उड़ान काल उपखंड (i ) के अधीन अपेक्षित उड़ान काल में सम्मिलित किया जा सकेगा "; 
(iv ) अनुभाग ( ज ) में , पैरा 1 में, खंड ( च ) में, " एक घंटे की औसत अवधि के लिए कम से कम आठ आरोहण जिसमें से " 

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे , अर्थात् : 

" मुक्त बैलून के पायलट के रूप सोलह घंटे से अन्यून उड़ान काल जिसमें कम से कम आठ उड़ान और अवरोहण - " 
( v ) अनुभाग ( ट) में , 
( क ) पैरा 1 में , खंड ( इ ) में :--- 
( क ) “ हैलिकॉप्टर के पायलट के रूप में 100 घंटे से अन्यून का उड़ान काल, " शब्दों और अंकों के स्थान पर 

निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् : 

" हैलिकॉप्टर या हैलिकॉप्टर के पायलट के रूप में एक सौ पचास घंटों से अन्यून का उड़ान काल " 
( ख ) उपखंड ( iii ) के पश्चात् और परंतुक से पूर्व निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- - 
" ( iv ) उपस्कर अनुदेश समय दस घंटे से अन्यून नहीं होगा जिसमें अनुदेश आधार समय पांच घंटे 

से अन्यून नहीं हो सकेगा । "; 
( ख ) पैरा 6 में , खंड (ii ) में , " ऐसे किसी हैलिकॉप्टर के जो उसकी अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग में दर्ज किया गया है , 

समादेशक पायलट या सह पायलट के रूप में कार्य करेगा ", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे , 
अर्थात् : 
" ऐसे किसी हैलिकॉप्टर जिसका कुल अधिकतम वजन 5,700 किलोग्राम से अधिक न हो , और जो उसकी 
अनुज्ञप्ति की वायुयान रेटिंग में दर्ज किया गया है के समादेशक पायलट के रूप में और किसी अन्य हैलिकॉप्टर जहां 

सह - पायलट अपेक्षित है सह पायलट के रूप में कार्य करेगा । "; 
( vi ) अनुभाग ( ठ) में , खंड ( छ ) में , को टिप्पण के पश्चात् खंड ( छ) को टिप्पण 1 के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा 

और इस प्रकार पुनसंख्याकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् : -- 
" टिप्पण 2 : - केन्द्रीय सरकार द्वारा अधूिसचित की जाने वाली तारीख से ज्येष्ठ वाणिज्यिक लाइसेंस ( विमान ) जारी 
किया जाना बंद कर दिया जाएगा किन्तु इसकी विधिमान्यता नवीकरण और विशेषाधिकारों से संबंधित उपबंध केन्द्रीय 
सरकार सूचना द्वारा अधिसूचित की आने वाली तारीख तक प्रवृत्त रहेंगे । " 


( vii ) खंड ड़ - - 


( क ) पैरा 1 में , 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001/ माष 28, 1922 


589 


- 


( क ) खंड ( इ ) में , उपखंड ( i ) के नीचे के टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् : 
"टिप्पण : - जहाँ उड़ान मेन्युअल के उपखंडों के अनुसरण में सह - पायलट के साथ वायुयान का प्रचालन, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए 
अपेक्षित है वहाँ लाइसेंस जारी करने के लिए अपेक्षित कुल उड़ान समय में पचास प्रतिशत से अनधिक सह - पायलट उड़ान समय अपेक्षित 
कुल समय में जोड़ दिया जाएगा , किन्तु लाइसेंस जारी करने के लिए अपेक्षित समादेशक पायलट उड़ान अनुभव में सह - पायलट उड़ान 
समय को पचास प्रतिशत से अनधिक सह - पायलट उड़ान समय अनुदेषण के अधीन नहीं जोड़ा जाएगा और लाइसेंस को जारी करने के 
लिए अपेक्षित कुल उड़ान समय जारी करने के लिए दिए गए कुल उड़ान समय में ऐसा उड़ान समय पूरा जोड़ा जाएगा । "; 
( ख ) खंड ( छ ) में , " के प्रकार के विमान पर " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् : 
___ " बहु इंजन प्रकार के विमान पर " 
( ग ) खंड ( छ ) के नीचे टिप्पण में , 

( 1 ) " विमान के प्रकार ( प्रकारों) पर " शब्दों, और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् : -- 
" यथास्थिति बहु इंजन विमान या विमानों के प्रकार या प्रकारों पर " 
( 2 ) " कम से कम एक विमान पर " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--- 

" कम से कम एक ऐसे बहु इंजन विमान पर " 
( ख ) पैरा ३ में , खंड ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड और टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--- 
" ( घ ) आशयित उड़ान की तारीख के बारह माह के भीतर अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट किए गए बहु इंजन विमान पर उपकरण रेटिंग उड़ान 

परीक्षण संतोषजनक रूप से पूरा कर लिए जाने पर । " 
"टिप्पण: -- विमान सेवा परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति ( वायुयान ) को धारण करने वाले ऐसे आवेदक , जिनकी अनुज्ञप्ति में 

वायुयान टाइपराइटिंग में केवल एक इंजन वायुयान प्रविष्ट किए गए हैं , अनुज्ञप्ति का , अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट एक इंजन 
वायुयान या वायुयानों का उड़ान परीक्षण का संतोषजनक रूप पूरा कर लेने के आधार पर, 31 दिसंबर, 2001 तक 

नवीकरण कराने में सक्षम होंगे । " 
( ग ) पैरा 6 में , 

( क ) खंड ( ख ) को लोप किया जाएगा ; 
( ख ) खंड ( ग ) को खंड ( ख ) के रूप में पुनसंख्याकित किया जाएगा ; 
( ग ) इस प्रकार पुनसंख्याकित खंड ( ख ) में , दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा , 

अर्थात् : 
" परंतु यह भी कि सभी आइएफआर उड़ानों के लिए समादेशक पायलट या सह - पायलट के रूप में उसके पास 

चालू उपकरण रेटिंग होना भी अपेक्षित है । "; 
( viii ) अनुभाग ढ़ में , 

( क ) पैरा 1 में , 

( क ) खंड ( ड़ ) में , उपखंड ( v ) के नीचेटिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण को रखा जाएगा, अर्थात् : 
" टिप्पण: --- जहाँ उड़ान मेन्युअल के उपबंधों के अनुसरण में सह - पायलट के साथ हैलिकॉप्टर का प्रचालन अपेक्षित है वहाँ अनुज्ञप्ति 

जारी करने के लिए अपेक्षित कुल उड़ान समय में पचास प्रतिशत से अनधिक सह पायलट उड़ान समय कुल उड़ान समय 
में अपेक्षित कुल समय में जोड़ दिया जाएगा, किन्तु अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षित समादेशक पायलट उड़ान 
अनुभव में सह - पायलट उड़ान समय को पचास प्रतिशत से अनधिक सह - पायलट उड़ान समय अनुदेषण के अधीन नहीं 
जोड़ा जाएगा और अनुज्ञप्ति को जारी करने के लिए अपेक्षित कुल उड़ान समय जारी करने के लिए दिए गए कुल उड़ान 

समय में ऐसा उड़ान समय पूरा जोड़ा जाएगा । "; 
( ख ) खंड ( छ ) में , " के प्रकार के हैलिकॉप्टर पर " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, 

अर्थात् :-- 

" बहु इंजन प्रकार के विमान पर " 
( ग ) खंड ( छ ) के नीचेटिप्पण में , खंड ( ख ) के नीचेदिए गए टिप्पण में , 

( 1 ) " हैलिकॉप्टर के प्रकार ( प्रकारों ) पर " शब्दों, और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे , अर्थात् : -- 
" यथास्थिति बहु इंजन हैलिकॉप्टर या हैलिकॉप्टरों के प्रकार या प्रकारों पर " 


590 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[ PART II _ SEC . 3 (1 )] 


( 2 ) " कम से कम एक ऐसीकिस्म के हेलिकॉप्टर का हाल का उड़ान अनुभव हो " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे , अर्थात् : 


" कम से कम पांच घंटों का समादेशक पायलट के रूप में या दस घंटों का सह पायलट के रूप में ऐसे एक बहु इंजन प्रकार का हाल का 
उड़ान अनुभव हो "; 


( ख ) पैरा 3 में खंड ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड और टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् : 


" ( घ ) आशयित उड़ान की तारीख के बारह माह के भीतर अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट किए गए बहु इंजन विमान पर उपकरण रेटिंग उडान परीक्षा के 
संतोषजनक रूप से पूरा करने पर " ; 


" ऐसे विमान परिवहन पायलट अनुज्ञिप्त ( हैलिकॉप्टर ) के धारक आवेदक , जिनकी अनुज्ञप्ति पर वायुयान रेटिंग में केवल एक इंजन वाला हैलिकॉप्टर 
ही प्रविष्ट है , अपनी अज्ञाप्तियाँ 31 दिसम्बर, 2001 तक, अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट एकल इंजन हैलिकॉप्टर प्रकार पर संतोषप्रद उपकरण रेटिंग उड़ान परीक्षा के आधार 
पर नवीकृत कराने में समर्थ होंगे । " 


( ग ) पैरा 6 में , - 


( क ) खंड ( ख ) का लोप किया जाएगा ; 
( ख ) खंड ( ग ) का खंड ( ख ) के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा ; 
( ग) इस प्रकार पुनसंख्यांकित खंड ( ख ) में , दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तर्विष्ट किया जाएगा, 

अर्थात् : 
" परंतु यह और कि उपकरण उड़ान नियम [ वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची ( 4 ) में विनिर्दिष्ट ] के अधीन सभी 
उड़ान के लिए वायुयान समादेशक पायलट या सह पायलट के लिए अपेक्षित चालू उपकरण रेटिंग भी अपेक्षित है । " ; 


( ix ) अनुभाग ( ण ) में , पैरा 5 के अंतिम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा , अर्थात् : 


" परंतु यह और भी कि पूर्व अभिकथित किसी बात के होते हुए भी किसी बहु इंजन वायुयान के किसी उपकरण रेटिंग का धारक अपने 

लाइसेंस में घायुयान की रेटिंग में किसी एकल इंजन वायुयान का उपस्कर रेटिंग में , के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकेगा । " 
( x ) अनुभाग ( द ) में, पैरा 1 में, खंड ( ग ) में , उपखंड ( i) ( ख ) में 

" किसी सहायक उड़ान अनुदेशक की हैसियत में शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् : 

"किसी सहायक उड़ान अनुदेशक या रक्षा बलों की सेवा में अर्हता प्राप्त उड़ान अनुदेशक की हैसियत में " 
( xi ) अनुभाग ( ध ) में , पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् : 


" टिप्पण : - केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उड़ान अनुदेशक रेटिंग ( ग्लाइडर ) मंजूर किया जाना बंद कर दिया जाएगा 

किन्तु रेटिंग की विधिमान्यता नवीकरण और विशेषाधिकारों से सम्बद्ध उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली 
तारीख तक प्रवृत्त रहेंगे। " 


( xii ) 


अनुभाग न में , पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् : 


"टिप्पण : - केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उड़ान अनुदेशिक रेटिंग ( बैलून ) मंजूर किया जाना बंद कर दिया जाएगा 

किन्तु रेटिंग की विधिमान्यता नवीकरण और विशेषाधिकारों से सम्बद्ध उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख 
तक प्रवत्त रहेंगे । " 


( xiii ) अनुभाग फ में , पैरा 1 में , 


( क ) खंड ( ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ( ङ ) अनुभव (i ) - आवेदक ने , महानिदेशक को स्वीकार्य दो सौ घंटे उड़ान समय जिसमें तीस घंटे से अनधिक रात्रि उड़ान भी 

सम्मिलित है से अनधिक उड़ान दिक्चालक के कर्तव्यों का पालन पूर्ण कर लिया हो , जिसमें वायुयान क्रास कन्ट्री 
उड़ानों में लगा हो ; 


( ii ) जब आवेदक ने महानिदेशक को स्वीकार्य किसी ऐसे वायुयान में , दो सौ घंटे से अन्यून उड़ान काल से अनधिक पूरा कर 

लिया है ऐसा अनुभव भी उपखंड (i) के प्रयोजन के लिए सौ घंटे क्रास कन्ट्री उड़ान की सीमा तक विचार किया जाएगा; 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] | 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001 /माष 28 , 1922 


591 


. 


- 


- 


( iii ) आवेदक स्पष्ट रूप से वायुयान की उड़ान में स्थिति का संतोषप्रद निर्धारण करने का और वह उस सूचना का वायुयान के 

दिक्चालन में निम्नलिखित रूप से उपयोग करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा : 


( क ) रात्रि में - जिस पर खगोलीय संप्रेक्षण पचीस घंटे से कम न हो ; और 


( ख ) दिन में आत्मनिर्भर या बास्यनिर्देशित विमानचालन पद्धतियों के संपोमन में खगोलीय संप्रेक्षण द्वारा पच्चीस घंटे से 

अन्यून । 


( ख ) खंड ( च ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 


" ( च ) कौशल - आवेदक के , आवेदन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती छह मास की अवधिमक के भीतर रात और दिन की 

उड़ान दिक्चालक के विशेषाधिकार के लिए क्षमता की मात्रा सहित वायुयाम के उड़ान दिक्चालक के रूप में कार्य 
करने की योग्यता प्रदर्शित करनी होगी, जिसके दौरान उसे निम्न बातों का प्रदर्शन करना चाहिए : 


( i) अच्छे निर्णय और विमान चालन कौशल का प्रयोग ; 


( ii ) वैमानिक ज्ञान का उपयोजन ; 
( ii ) किसी संपूर्ण कर्मी दल के भाग के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन; 


( iv ) अन्य उड़ान कर्मी दल सदस्यों के साथ प्रभावी रूप से संप्रेक्षण । "; 


( xiv ) 


अनुभाग व में , पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा अर्थात् : 


" 2. विधिमान्यता - विधिमान्यता की अवधि अनुज्ञप्ति जारी किए आने या उसके नवीकरण की तारीख से प्रारम्भ होगी । 
अनुज्ञाप्ति, इसमें इसके पश्चात् पैरा 3, में नियत की गई नवीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन रहते हुए जो 
नियम 39 ( ग ) में विनिर्दिष्ट की गई हैं , अवधि के लिए विधिमान्य होगी। " ; 


( xv ) अनुभाग 10 में पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात : 


" 2. विधिमान्यता - विधिमान्यता की अवधि अनुज्ञप्ति जारी किए जाने या उसके नवीकरण की तारीख से प्रारम्भ होगी । 
अनुज्ञप्ति, इसमें इसके पश्चात् पैरा 3, में नियत की गई नवीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन रहते हुए जो नियम 
39 ( ग ) में विनिर्दिष्ट की गई हैं , अवधि के लिए विधिमान्य होगी । "; 


( xvi ) 


अनुभाग में में , पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् : 


" 4. विशेषाधिकार - अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों के अधीन रहते हुए उड़ान रेडियोफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति के धारक का विशेषाधिकार 
यह होगा कि वह नियम 63 के अनुसार रेडियो साधित्र से सजित किसी वायुयान पर उड़ान रेडियो टेलिफोन प्रचालक के रूप 
में कार्य करे जिसमें रेडियो उपकरण जब संचार रेडियो टेलिफोन द्वारा हो सम्मिलित है, किन्तु अंतिम अनुज्ञप्ति का धारक सभी 
समयों पर, उड़ान रेडियो टेलिफोन प्रचालक अनुज्ञप्ति के धारक किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन प्रचालन करेगा । " ; 


( xvii ) अनुभाग अ और ड़ दोनों में , पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा, अर्थात् : 


" 5. वायुयान रेटिंग का विस्तार - किसी अतिरिक्त प्रकार के वायुयान को सम्मिलित करने के लिए वायुयान रेटिंग के विस्तार 
के लिए किसी आवेदक से यह अपेक्षा होगी कि वह निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करे 


(i ) पैरा 1( घ ) में यथावर्णित वायुयान और इंजन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने और समुधिस पर्यवेक्षण के अधीन इस 

प्रकार के वायुयान उड़ान या निम्नलिखित के संबंध में अनुमोदित उड़ान अनुरूपक में उड़ान का अनुभव प्राप्त किया 
हो , अर्थात् : 


( क ) सामान्य उड़ान प्रक्रिया और उड़ान की सभी स्थितियों के दौरान युक्ति चालन करना ; 


( ख ) 


असामान्य और आपातकालीन प्रक्रियाएं और उपस्कर जैसे विद्युत प्लॉट , पद्धति और एअर फ्रेम के खराब 
होने या ठीक कार्य न करने की दशा में युक्ति चालन ; 


360 GI/ 2001 - 5 


592 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17. 2001 / MAGHA 28.1922 


[ PART II - SEC . 3( ) ] 


( ग ) जहां लागू हो , उपकरण प्रक्रियाएं, जिसमें उपकरण आसन्नता , भी सम्मिलित है और सामान्य, असामान्य , 

आपातकालीन दशाओं के अधीन आसन्नता की चूक और अवतरण प्रक्रियाएं जिसमें छलपूर्ण इंजन की 
विफलता भी सम्मिलित है ; 


( घ ) कर्मी दल असमर्थता के लिए प्रक्रियाएं और कर्मी दल में समन्वयन जिसमें पायलट के कार्यों का आवंटन ; 

कर्मी दल का सहकार और जांच पड़ताल सूची का उपयोग भी है और 


(ii ) 


उस वायुयान के प्रकार के संबंध में पैरा 1 ( ज ) के अनुसार दिन और रात का साधारण उड़ान परीक्षण को संतोषप्रद 
रूप से पूर्ण कर लिया है, वायुयान की रेटिंग का विस्तार चाहा गया है , ऐसे उड़ान परीक्षण वायुयान रेटिंग के विस्तार 
के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छः मास की अवधि में पूर्ण कर लिए होंगे , "; 


( xviii ) प्रत्येक अनुभाग ट और ड़ दोनों में , पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 


" 5. वायुयान रेटिंग का विस्तार - किसी अतिरिक्त प्रकार के हैलिकॉप्टर को सम्मिलित करने के लिए वायुयान रेटिंग के 
विस्तार के लिए किसी आवेदक से यह अपेक्षा होगी कि वह निम्नलिखित का साक्ष्य प्रस्तुत करे , अर्थात् 


(i ) पैरा 1 ( घ ) में वर्णित वायुयान और इंजन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने और समुचित पर्यवेक्षण के अधीन इस 

प्रकार के वायुयान उड़ान या निम्नलिखित के संबंध में अनुमोदित उड़ान अनुरूपक में उड़ान का अनुभव प्राप्त किया 
हो , अर्थात् : 


( क ) सामान्य उड़ान प्रक्रिया और उड़ान की सभी स्थितियों के दौरान युक्ति चालन करना ; 


( ख ) उपस्कर जैसे विधुत प्लांट, पद्धति और एअर फ्रेम के खराब होने या ठीक कार्य न करने की दशा में और 

युक्ति चालन ; 


( ग ) जहां लागू हो , उपकरण प्रक्रियाएं, जिसमें उपकरण आसन्नता, भी सम्मिलित है और सामान्य, असामान्य , 

आपातकालीन दशाओं के अधीन आसन्नता की चूक और अवतरण प्रक्रियाएं जिसमें छलपूर्ण इंजन की 
विफलता भी सम्मिलित है ; 


( घ ) कर्मी दल असमर्थता के लिए प्रक्रियाएं और कर्मी दल में समन्वयन जिसमें पायलट के कार्यों का आबंटन 

भी सम्मिलित है ; कर्मी दल का सहकार और जांच पड़ताल सूची का उपयोग भी है ; और । 


(ii ) उस वायुयान के प्रकार के संबंध में पैरा 1 ( ज ) के अनुसार दिन और रात का साधारण उड़ान परीक्षण को संतोषप्रद 

रूप से पूर्ण कर लिया है, वायुयान की रेटिंग का विस्तार चाहा गया है, ऐसे उड़ान परीक्षण वायुयान रेटिंग के विस्तार 
के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छ: मास की अवधि में पूर्ण कर लिए होंगे, " । 


[ फा .सं. एवी - 11012/ 001/ 99 -ए ] 


वी. जे . मेनन, अवर सचिव 


टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना सं . वी - 26 तारीख 26 मार्च, 1937 को प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया 

गया : 


( i ) भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उप - खण्ड (i ) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा. का .नि . 1238, तारीख 08 - 09 - 1962 ; 


( ii ) भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा . का .नि. 1118, तारीख 05 - 08 - 1977 ; 


( iii ) भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उप - खण्ड (i ) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा . का. नि . 2197 , तारीख 29 - 09 - 1980; 
( iv ) भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा . का. नि. 637( अ), तारीख 04 - 10 - 1993 ; 


( v ) भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप - खण्ड ( i ) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा . का. नि . 20 ( अ ), तारीख 12 - 01 - 1994 । 


[ YTT II- U 


3 (1) ] 


TRG 


| TK141 : Y 


17 , 2001/ 419 28 , 1922 


593 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 23rd January, 2001 
G .S.R . 92 . — The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central 
Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 01 
1934 ), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected 
thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of forty - five days from 
the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published shall be available to the public . 

2 . Any objection or suggestion which may be received on the address of Secretary to the Government of India , 
Ministry of Civil Aviation , Rajiv Gandhi Bhawan , New Delhi- 110003 from any person with respect to the said draft 
before the expiry of a period so specified will be considered by the CentralGovernment. 

DRAFT RULES 
1. (1) These rules may be called the Aircraft (. . . . . . Amendment) Rules, 2001. 
(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette . 
2 . in the Aircraft Rules, 1937 , 
(1) For rule 24 , the following rule shall be substituted , namely : 

“ 24 . Prohibition on consumption of intoxicating and psychoactive substances. ( 1) No person acting 
as, or carried in aircraft for the purpose of acting as pilot, commander, navigator, engineer, cabin crew or 
other operating member of the crew thereof, shall have taken or used any alcoholic drink , sedative , 
narcotic or stimulant drug or preparation within twelve hours of the commencement of the flight or take 
or use any such preparation in the course of the flight, and no such person shall, while so acting or 
carried , be in a state of intoxication or have detectable blood alcohol whatsoever in his breath , urine or 
blood alcohol analysis or in a state in which by reason of his having taken any alcoholic, sedative, 
narcotic or stimulant drug or preparation , his capacity so to act is impaired , and no other person while in 
a state of intoxication shall enter or be in aircraft, 
(2 )No operator operating a domestic air transport service in India shall serve any alcoholic drink on board 
such an air transport service and thatno passenger travelling on such a service shall consume any alcoholic 
drink while on board ; 
(3 ) The holders of licences shall not exercise the privileges of their licences and related ratings while 
under the influence of any psychoactive substance which might render them unable to safely and properly 
exercise the privileges of the licences and ratings; 

(4 ) The holders of licences shall not engage in problematic use of substances." ; 
(2 ) for rule 28, the following rule shall be substituted , namely : 

“ 28 . Minimum age for sole control of aircraft.- No person being under 16 years of age shall have sole 
control of an aircraft in motion and no person shall cause or permit any other person to have sole control 
of an aircraft in motion unless he knows or has reasonable cause to believe such other person to have 

attained the age of 16 years ." ; 
(3 ) in rule 38, 
(i) rule 38 shall be renumbered as sub - rule ( 1) thereof, and in sub -rule (1) so renumbered -- 
(a ) for clause (t), the following clause shall be substituted , namely — 

" Instrument Rating (for aeroplanes and helicopters),” ; 
(b ) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely : 

" Student Flight Navigator s Licence," ; 
(c) clauses (p ) and ( ) shall be omitted ; 
( ii ) after sub -rule (1 ), the following sub -rule shall be inserted , namely 

" (2 ) The Senior Commercial Pilot s Licence (for aeroplanes) specified under clause (d ) and the 
Flight Instructor s Rating ( for gliders and for balloons) specified under clause (h ) of sub -rule ( 1) 

shall cease to be granted with effect from the date to be notified by the Central Government." ; 
(4 ) in rule 38A , — 
(i) clause (5 ) shall be omitted ; 

in clause (6 ), for the words " holding a Flight Radio Telephone Operator s Licence", the following 
words shall be substituted , namely : 
" holding a Flight Radio Telephone Operator s Licence or FlightRadio Telephone Opeator s Licence 
(Restricted ), as the case may be," ; 


594 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28 ,1922 


[ Part II — SEC . 3 (1) ] 


üzes 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) in rule 39A , - 
(i) in sub -rule (1), 
(a ) for clause (e ), the following clause shall be substituted , namely : 

" (e) has obtained the grant or renewal of licence or rating or aircraft type rating or extension of 
aircraft type rating or renewal of any of them by suppression ofmaterial information or on the basis 

of wrong information , or" ; 
(b ) after clause (e), the following clause shall be inserted , namely : 

" (f) has unauthorisedly varied or tampered with the particulars entered in a licence or rating," ; 
(i ) in sub -rule (2 ), for the words" any licence mentioned in ” , the following words shall be substituted , namely : 

“ any licence or rating mentioned in " ; 
(6 ) for rule 39C , the following rule shall be substituted , namely : 
" 39C . Period of Validity ofMedical Fitness Assessment and Licences. The period of validity of medical 

fitness assessment and licence in respect of various categories of licences shall be as specified in the 
following table , hamely : 

TABLE 
Si. Category of licence 

Validity ofmedical Validity of 
fitness assessment 

licence 
(2 ) 
Airline Transport Pilot s Licence ( aproplanes or helicopters ) six months from the Two years 
Senior Commercial Pilot s Licence (aeroplanes ) 

date of medical 
examination 
( ii ) Commercial Pilot s Licence (aeroplanes or helicopters ), Twelvemonths from Five years 

Student Flight Navigator s Licence, Flight Navigator s the date ofmedical 
Licence, Flight Radio Telephone Operator s Licence , examination 
Student Pilot s Licence ( aeroplanes or helicopters or 
gliders or balloons or microlight aircraft ), Student 

Flight Engineer s Licence and Flight Engineer s Licence 
( iii ) Private Pilot s Licence (aeroplanes or helicopters) 

Twenty - four months Ten years 
Pilot s Licence (gliders , balloons and microlight 

from the date of 
aircraft ) and Flight Radio Telephone Opeator s 

medical examination 
Licence (Restricted ) 
Note : — The period of validity of medical fitness in respect of the licences specified against ( ii) and (iii ) shall be 
reduced to half after the holder of the licence has attained the age of forty years." ; 
(7 ) in rule 67A , for sub- rule ( 16 ), the following sub - rule shall be substituted , namely : 

" ( 16 ) A Flight Radio Telephone Operator shall log the flight time during which he actually performs the 
duties of a Flight Radio Telephone Operator." ; 
in Schedule II, - 
in Section A , in paragraph 7, in clause (a), for the words " licence or rating under this Schedule must be 
completed within a period of two years ", the following words shall be substituted , namely 
" licence, rating or type rating under this Schedule must be completed within a period of two and a half 

years" ; 
( ii) in Section E , in paragraph 1, in clause (e ), in sub- clause (ii), for the words “ fifty nautical miles in the 

course of which not less than two full stop landings shall have been made at an aerodrome other than the 
aerodrome of departure" , the following words shall be substituted , namely : 
" one hundred and fifty nauticalmiles in the course of whch full stop landings at two different aerodromes 

shall have been made" ; 
( iii) in Section F, in paragraph 1, in clause (e), for sub -clause (ii), the following sub -clause shall be substituted , 

namely : 
(ii) not less than five hours of cross- country flight time as the sole occupant of helicopter or helicopters 
including a flight of not less than one hundred nautical miles in the course of which full stop landings at 
two different points shall have been made . This flight time may be included in the flight time required 
under sub - clause (i); 


[ YTT II — Lug 3 (1) ] 


40G ET 1945 : 


at 17 , 2001/914 28 , 1922 


595 


MW 


( iv ) in Section H , in paragraph 1 , in clause (f), for the words " not less than eight ascents of an average 

duration of one hour each of which " , the following words be substituted , namely : 
" not less than sixteen hours of flight time as a pilot of free balloons including at least eight launches and 

ascents ofwhich — " 
(v ) in Section K , 
(a ) in paragraph 1 , in clause (e ), 
(A ) for the words and figures " pilot of a helicopter not less than 100 hours of flight time” , the 

following words shall be substituted , namely : 

" pilot of helicopter or helicopters not less than one hundred and fifty hours of flight time ; 
( B ) after sub -clause ( iii ) and before the proviso , the following sub - clause shall be inserted, 

namely : 
“ (iv) not less than ten hours of instrument instruction time of which not less than five 

hours may be instrument ground time ; 
(b ) in paragraph 6 , in clause (ii), for the words to act as pilot-in -command or co -pilot of any helicopter 

which is entered in the aircraft rating of his licence:" , the following words shall be substituted , 
namely 
" to act, as pilot- in -command of any helicopter having an all up weight not exceeding 5,700 kgs and 
as co -pilot of any helicopter where a co -pilot is required to be carried , which is entered in the 

aircraft rating of his licence :" ; 
(vi) in Section L , the Note after clause (g ) shall be renumbered as Note 1 and after Note 1 so renumbered , the 

following Note shall be inserted , namely : 
“ Note 2 : The Senior Commercial Pilot s Licence (aeroplanes ) shall cease to be issued with effect from 
a date to be notified by the Central Government, but the provisions relating to its validity , renewal, and 

privileges shall remain in force till a date notified by the Central Government. ; 
( vii) in section M , 
(a ) in paragraph 1, 
( A ) in clause ( e), for the Note below sub - clause (i), the following Note shall be substituted , namely 

: 
“ Note. — Where an aeroplane is required to be operated with a co -pilot in accordance with the 
provisions of the Flight Manual of the aeroplane, not more than fifty per cent of the co -pilot 
flight time shall be credited towards the total flight time required for the issue of the licence, 
but not more than fifty per centof the co -pilot flight timeunder supervision shall be credited 
towards pilot- in -command flight experience required for issue of the licence, and full credit 
for such flight time shall be given towards total flight time required for issue of the licence." ; 
in clause (8 ), for the words “ on the type of aeroplane", the followingwords shallbe substituted , 
namely — 

" on the type ofmulti- engine aeroplane " ; 
(C ) in the Note below claue (g ), 
(1 ) for the words, brackets and letter " on the type (s) of aeroplanes " , the following 

words shall be substituted , namely : 

" On the type or types of multi- engine aeroplane or aeroplanes, as the case may be, ; 
(2) for the words “ on one such type within ” , the following words shall be substituted , 
namely : 

" on one such multi-engine type within ; 
(b ) in paragraph 3, after clause (c), the following clause and Note shall be inserted, namely :--- 
" ( d ) having satisfactorily completed Instrument Rating Flight Test on a multi- engine aeroplane 

entered in the Licence within the preceding twelve months of the date of intended flight. 
Note : - Applicants holding Airline Transport Pilot s Licence (Aeroplanes), having only 

single engine aeroplane or aeroplanes entered in the aircraft typerating on the licence, 
shall be able to renew their licence till 31st December, 2001 only on the basis of 
satisfactory Instrument Rating Flight Test on single engine aeroplane or aeroplanes 
entered in the Licence ." ; 


596 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28 , 1922 


[PART II- SEC . 3(1)] 


(c ) in paragraph 6 , 

(A ) clause (b) shall be omitted ; 
(B ) clause (c) shall be renumbered as clause (b ); 
(C ) in clause (b ) so renumbered , after the second proviso , the following proviso shall be 

inserted , namely : 
" Provided also that for all IFR flights as Pilot- in - Command or as Co - Pilot, he shall be 

required to have current Instrument Rating ." ; 
(viii ) in Section N , -- 
(a ) in paragraph 1, 
( A ) in clause (e ), for the Note below sub -clause (v ), the following Note shall be substituted , 

namely » 
" Note. — Where a helicopter is required to be operated with a co -pilot in accordance 
with provisions of the Flight Manual of the helicopter ,not more than fifty per cent of the 
co -pilot flight time shall be credited towards the total flight time required for the issue of 
the licence, but notmore than fifty per cent of the co -pilot flight time under supervision 
shall be credited towards pilot- in -command flight experience required for issue of the 
licence , and full credit for such flight time shall be given towards total flight time required 

for issue of the licence ." 
( B ) in clause (8 ), for the words " on the type of helicopter" , the following words shall be 

substituted , namely : 

" on the type ofmulti-engine helicopter" ; 
(C ) in the Note below clause (g ), — 
(1) for the words " on a helicopter type, the following words shall be substituted , 

namely : 
on the type or types ofmulti-engine helicopter or helicopters, as the case may be,; 
for the words " recent flying experience at least on one such type", the following 
words shall be substituted , namely : 
"recent flying experience of at least five hours as Pilot- in - Command or ten hours 

as Co -pilot on one such multi-engine type"; 
(b ) in paragraph 3, after clause (c ), the following clause and note shall be inserted , namely : 
" (d ) having satisfactorily completed Instrument Rating Flight Test on a multi-enginehelicopter 

entered in the licence within the preceding twelve months of the date of intended flight" ; 
" Note . - Applicants holding Airline Transport Pilot s Licence (Helicopters), having only single engine 

helicopter entered in the aircraft rating on the licence , shall be able to renew their licences till 31st 
December, 2001 on the basis of satisfactory Instrument Rating Flight Test on single engine helicopter 
type entered in the licence" ; 
(c) in paragraph 6 , 

( A ) clause (b ) shall be omitted ; 
(B ) clause (c) shall be renumbered as clause (b ); 
( C ) in clause (b ) so renumbered , after the second proviso , the following proviso shall be 

inserted , namely : 
" Provided also that for all flights under the instrument flight rules ( specified in 
schedule IV to the Aircraft Rules , 1937) as pilot-in - command or as co -pilot he shall 

be required to have current Instrument Rating ". 
( ix ) in Section o , after the last proviso to paragraph 5 , the following proviso shall be inserted , 

namely : 
" Provided also that, notwithstanding anything said herein before , the holder of an Instrument 
Rating on any multi - engine aeroplane may exercise the privileges of Instrument Rating on any 
single engine aeroplane entered in the aircraft rating of his licence ." ; 


[ YTT II - UE 3 (i) ] 


YRSTA T61921 : Trit 17 , 2001/ 


28, 1922 


597 


(x ) in Section R , in paragraph 1, in clause (c), in sub - clause (i)(b ), for the words " in the capacity of an 

Assistant Flight Instructor” , the following words shall be substituted , namely :-- 
" in the capacity of an Assistant Flight Instructor or Qualified Flight Instructor in the service of 

Defence Forces." ; 
(xi) in Section 8 , after paragraph 4 , the following Note shall be inserted , namely :--- 
“ Note . — The Flight Instructor s Rating (Gliders ) shall cease to be granted with effect from a date to be 

notified by the Central Government, but the provisions relating to its validity, renewal and privileges 

shall remain in force till a date notified by the Central Government." ; 
(xii ) in Section T, after paragraph 4 , the following Note shall be inserted , namely : 
“ Note. — The Flight Instructor s Rating ( Balloons) shall cease to be granted with effect from a date to be 

notified by the CentralGovernment, but the provisions relating to its validity , renewal and privileges 

shall remain in force till a date notified by the CentralGovernment." ; 
(xiii) in Section V , in paragraph 1, 

(a ) for clause (e ), the following clause shall be substituted , namely . 
" (e ) Experience — (i) The applicant shall have completed in the performance of the duties of a 
flight navigator not less than two hundered hours of flight time acceptable to the Director General, 
in aircraft engaged in cross-country flights, including not less than thirty hours by night; 
(ii) When the applicant has completed as a pilot not less than two hundered hours of flight time 
acceptable to the Director General, such experience to the extent of one hundred hours cross- country 
flight time shall be considered as experience for the purpose of sub -clause (i); 
( iii ) The applicant shall produce evidence ofhaving satisfactorily determined the aircraft s position 
in flight, and used that information to navigate the aircraft , as follows : 

(a) by night -- not less than twenty five hours by celestial observations; and 
(b ) by day ---not less than twenty five hours by celestial observations in conjuction with self 

contained or extemal referenced navigation systems." ; 
(b ) for clause (f), the following clause shall be substituted , namely ; 
" (f) Skill— The applicant shall have demonstrated in flight by day and by night within a period of 
six months immediately preceding the date of application , the ability to perform as flight navigator 
of an aircraft with a degree of competency appropriate to privileges of a flight navigator during with 
he should have shown 

(i) the exercise of good judgement and airmanship ; 
( ii) application of aeronautical knowlege ; 
(iii ) performed all duties as part of an integrated crew ; and 

( iv ) communicated effectively with other flight crew members." ; 
(xiv ) in Section W , for paragraph 2 , the following paragraph shall be substituted , namely : 

" 2 . Validity — The period of validity shall commence from the date of issue or renewal of the licence. 
The licence shall be valid for a period specified in rule 39C subject to compliance with renewal 

requirements as stipulated in para 3 hereinafter." ; 
(xiv ) in Section X , for paragraph 2 , the following paragraph shall be substituted , namely : -- 

" 2. Validity — The period of validity shall commence from the date of issue or renewalof the licence. 
The licence shall be valid for a period specified in rule 39C subject to compliance with renewal 

requirements as stipulated in para 3 hereinafter." ; 
(xvi) in Section Y , for paragraph 4 , the following paragraph shall be substituted , namely — 

“ 4 . Privileges — Subject to the endorsements in the licence, the privileges of the holder of a Flight 
Radio Telephone Operator s Licence shall be to act as a Flight Radio Telephone Operator on any 
aircraft equipped with radio apparatus in accordance with rule 63 including radio apparatus which 
communicates by radio telephony , except that the holder of a provisional licence shall , at all times, 
operate under the supervision of a person holding a Flight Radio Telephone Operator s Licence ." ; 


598 


( c ) 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001 /MAGHA 28, 1922 [ Part II - SEC . 3 (1)] 
( xvii ) in each of Sections J and M , for paragraph 5 , the following paragraph shall be substituted , 

namely : 
“ 5. Extension of Aircraft Rating — For extension of aircraft rating to include an additional type of 
aeroplane, an applicant shall be required to produce evidence of 
(i) having passed a written examination in Aircraft and Engines asmentioned in para 1(d ) and of 

having gained, under appropriate supervision , experience in flying the aircraft of such type or 
on approved flight simulator in respect of the following, namely : 
(a ) normal flight procedures and manoeuvres during all phases of flight; 
(b ) abnormal and emergency procedures and manoeuvres in the event of failures and 

malfunctions of equipment, such as power plant, systems and airframe; 
where applicable, instrument procedures, including instrument approach , missed 
approach and landing procedures under normal, abnormal and emergency conditions, 

including simulated engine failure ; 
(d ) procedures for crew incapacitation and crew coordination including allocation of pilot 

tasks ; crew cooperation and use of check lists , and 
(ii) having satisfactorily completed the general flying tests by day and night in accordance with 

para 1 (h ) in respect of the type of aircraft for which the extension of aircraft rating is desired . 
Such flying tests shall have been completed within a period ofsix months immediately preceding 

the date of the application for extension of the aircraft rating." ; 
( xviii) in each of Sections K and N , for paragraph 5 , the following paragraph shall be substituted , 

namely :-- 
“ 5. Extension of Aircraft Rating - For extension of aircraft rating to include an additional type of 
helicopter , an applicant shall be required to produce evidence of — 
(i) having passed a written examination in Aircraft and Engines as mentiond in para l (d ) and of 

having gained, under appropriate supervision , experience in flying the aircraft of such type or 
an approved flight simulator in respect of the following, namely : 
(a ) normal flight procedures and manoeuvres during all phoses of flight; 
(b ) abnormal and emergency procedures and manoeuvres in the event of failures and 

malfunctions of equipment, such as power plant, systems and airframe; 
where applicable, instrument procedures , including instrument approach , missed 
approach and landing procedures under normal, abnormal and emergency conditions, 

including simulated engine failure ; 
(d ) procedures for crew incapacitation and crew coordination including allocation of pilot 

tasks; crew cooperation and use of check lists ; and 
(ii) having satisfactorily completed the general flying tests by day and night in accordance with 

para 1(h ) in respect of the type of aircraft for which the extension of aircraft rating is desired . 
Such flying tests shall have been completed within a period of six months immediately preceding 
the date of the application for extension of the aircraft rating." . 

[F .No. AV .- 11012 /001/99- A ] 

V . J.MENON , Under Secy , 
The principal rules were published vide notification number V - 26 , dated 26th March , 1937 , and subsequently 
amended by :-- 
(i) notification number GSR 1238 , dated 08 -09 - 1962 published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , sub 

section (i); 
(ii) notification number GSR 1118 , dated 05 -08 - 1977 published in the Gazette of India , Part II, Section 3, sub 

section (i); 
( iii ) notification number GSR 2197 , dated 29 -09 - 1980 published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , sub 

section (i); 
(vi) notification number GSR 637 ( E ) dated 04 - 10 - 1993 , published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , 

sub -section (i); 
(v ) notification number GSR 20 ( E ) dated 12- 01- 1994 , published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , 

sub -section (i); 


Note 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17 , 2001 / माष 28 , 1922 


599 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001 
सा . का . नि . 93. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल चिकित्सा सेवा 
( दंत सर्जन ) भर्ती नियम, 1996 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप 
किया गया है रेल चिकित्सा सेवा के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल चिकित्सा सेवा ( दंत सर्जन ), भर्ती नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 
3. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त नियमों से 

उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 
भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदिः उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित 

अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट है । 
5. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6 . रक्षा सेवा में सेवा करने का दायित्व : उक्त पदों पर नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो तो किसी रक्षा सेवा में 
या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पर व्यतीत किया गया समय, यदि कोई 
हो, भी है सेवा करने के दायित्वाधीन होगाः 

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के लिए 
( क ) ऐसी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् क्या उल्लिखित सेवा करना अपेक्षित नहीं होगा और 

( ख ) पेंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात यथा उल्लिखित सेवा करना साधारणतया अपेक्षित नहीं होगा । 

7 . शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी। 

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित आतियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपर्व सैनिकों और अन्य 
पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन सह - ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
संख्या 

या योग्यता के व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा का फायदा रेल 
आधार पर चयन 

सेवा (पेंशन ) 
अथवा अचयन 

नियम, 1993 के 
नियम 45 के अधीन 

अनुज्ञेय है या नहीं 
1 2 3 4 5 

6 
1. सहायक 7 * 2000 साधारण केन्द्रीय 8000 - 275 - लागू नहीं 35 वर्ष से अधिक नहीं 
प्रभागीय दंत कार्यभार सेवा समूह क 13500 रु. होता टिप्पण 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा 
सर्जन के आधार राजपत्रित, तथा नियमों 

जारी किए गए अनुदेशों या 


पद का नाम पदों को वर्गीकरण 


वेत 


360 GI/20016 


600 


THE GAZETTE OFINDIA : FEBRUARY 17, 2001/ MAGHA 28, 1922 


[ PART II _ SEC. 3 (i)] 


के अधीन 
अनुज्ञेय 
प्रैक्टिस बंदी 
भत्ता । 


पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । . 
कनिष्ठ समय 
वेतनमान और 
ज्येष्ठ समय 
वेतनमान तथा 
कनिष्ठ प्रशास 
निक श्रेणी को , 
जिसके अंतर्गत 
चयन श्रेणी भी 
है, 25 पदों की 
संयुक्त पद सं . 
में अदल - बदल 
करके परिवर्तित 
किया जा सकता 
है पदों की सं . 
को कार्यभार के 
आधार पर और 
परिवर्तित किया 
जा सकता है । 


आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है 
टिप्पण 2. आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी, ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की 


सीधे भर्ती किए आने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि 
यदि कोई हो 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


४ 


10 
सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : - - 
( i) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 ( 1948 का 16 ) की 

अनुसूची के भाग J या भाग II में सम्मिलित कोई अर्हता । 
( ii ) किसी अस्पताल या प्राईवेट प्रैक्टिस में दंत चिकित्सा 

कार्य का तीन वर्ष का अनुभव । 
( iii ) दंत चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 

संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा 

सकती है । 
टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब 
शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर 
संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या 

में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दंत चिकित्सा 

परिषद में स्नातकोत्तर अर्हता या समतुल्य । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] | 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17 , 2001/ माप 28, 1922 


601 


- 


- 


- - HD 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता . 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता . 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा 

14 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


13 
समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने 
के लिए ) 
1. संबंधित रेलवे का मुख्य कार्मिक अधिकारी - अध्यक्ष 
2. मुख्य चिकित्सा निदेशक 

- सदस्य 
3 . मुख्य कार्मिक अधिकारी ( भारतीय रेल ) या 

समतुल्य हैसियत का कोई अन्य विभागाध्यक्ष - सदस्य 


3 


456 


2. प्रभागीय 
दंत सर्जन 


8 * 2000 साधारण केन्द्रीय 10000 - 325 चयन सह 

कार्यभार सेवा समूह क 15200 रु. ज्येष्ठता 
के आधार राजपत्रित , तथा नियमों 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय के अधीन 
किया जा 

यथा अनुज्ञेय 
सकता है । 

प्रैक्टिस बंदी 
कनिष्ठ समय 

भत्ता । 
वेतनमान और 
ज्येष्ठ समय 
वेतनमान तथा 
कनिष्ठ प्रशास 
निक श्रेणी को , 
जिसके अंतर्गत 
चयन श्रेणी भी 
है, 25 पदों को 
संयुक्त पद सं . 
में अदल - बदल 
करके परिवर्तित 
किया जा सकता 
है । पदों की सं . 
को कार्यभार के 
आधार पर और 
परिवर्तित किया 
जा सकता है । 


40 वर्ष से अधिक नहीं 
टिप्पण 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2. आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी, ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू 
कश्मीर राज्य के लदाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की 
गई है ) 


602 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28, 1922 


[PART II— SEC . 3(1)] 


ला 


10 


नहीं 


सीधी भर्तीकिए गए व्यक्तियों 
के लिए एक वर्ष 


आवश्यक : 
(i ) दंत चिकित्सक अधिनियम , 1948 ( 1948 का 16 ) की 

अनुसूची के भाग I या भाग II में सम्मिलित अर्हता । 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से दंत चिकित्सा 

शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य । 
(iii ) किसी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिस में दंत 

चिकित्सा कार्य का सात वर्ष का अनुभव । 
( iv ) दंत चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 

संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा 

सकती है । 
टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब 
शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर 
संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या 
में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


11 


प्रोन्नति , जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : 
ऐसा सहायक प्रभागीय दंत सर्जन , जिसने उस श्रेणी में चार वर्षनियमित 
सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी 
अहंक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा 
रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परंतु यह सब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अहंक / पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , 
इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों 
के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 8000 - 13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान 

वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
जिनके पास सीधे भी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति 
के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001/ माघ 28, 1922 


603 


- 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम 
आयु - सीमा ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) आवेदन 
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 
समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए गए 
व्यक्तियों की पुष्टि के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे 
1. संबंधित रेलवे का मुख्य कार्मिक अधिकारी - अध्यक्ष 
2. मुख्य चिकित्सा निदेशक 

- सदस्य 
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी ( भारतीय रेल ) या समतुल्य 
प्रास्थिति का कोई अन्य विभागाध्यक्ष 

- सदस्य 


14 
सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति 
करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


3 


6 


7 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


3. ज्येष्ठ 
प्रभागीय 
दंत सर्जन 


पतन 


5 
10 * 2000 साधारण केन्द्रीय 12000 - 375 योग्यता के 
* कार्यभार के सेवा समूह क 16500 रु . आधार पर 
आधार पर राजपत्रित , तथा नियमों चयन 
परिवर्तन अननुसचिवीय के अधीन 
किया जा 

यथा अनुज्ञेय 
सकता है 

प्रैक्टिस बंदी 
कनिष्ठ 

भत्ता 
समय 
वेतनमान और 
ज्येष्ठ समय 
वेतनमान तथा 
कनिष्ठ प्रशास 
निक श्रेणी को , 
जिसके अंतर्गत 
चयन श्रेणी भी 
है , 25 पदों की 
संयुक्त पद सं . 
में अदल - बदल 
करके प्रवर्तित 
किया जा सकता है । 
पदों की सं . 
में कार्यभार के 
आधार पर और 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


. 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


604 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[ PART II _ SEC. 3 (1)]] 


- 


- 


MH 


12 


. 11 
प्रोन्नति , जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


प्रोन्नति : 
ऐसा विभागीय दंत सर्जन, जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा 
की है या जिन्होंने विभागीय दंत सर्जन ( 10,000 - 15,200 रु. वेतनमान ) 
और सहायक विभागीय दंत सर्जन ( 8000 -13,500 रु. वेतनमान ) में 
दस वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा पूरी कर ली है जिसमें से दो वर्ष की 
नियमित सेवा विभागीय दंत सर्जन के रूप में की जानी चाहिए । 


टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी 
अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा 
रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अहंकापात्रता 
सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, 
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है , जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 


प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों 
के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या 
( ii ) जिन्होंने 10,000 - 15, 200 रु. के या समतुल्य वेतनमान 

वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और 
ख ) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 


आवश्यक : 


( i ) दंत चिकित्सा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 16 ) की 

अनुसूची के भाग 1 या भाग 2 में सम्मिलित अर्हता । 


( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से दंत चिकित्सा 

शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य । 
(iii ) किसी सरकारी अस्पताल या प्राईवेट प्रैक्टिस में दंत चिकित्सा 

कार्य का दस वर्ष का अनुभव । 


( iv ) दंत चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 


टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । 
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति 
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बास्य पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001 /माघ 28 , 1922 


605 


14 


13 
समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए गए 
व्यक्तियों की पुष्टि के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे 
1. अध्यक्ष रेलवे 

-- अध्यक्ष 
2. रेलवे का वित्तीय आयुक्त 

-- सदस्य 
3. से 7 . रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य 

अध्यक्ष 


प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते 
समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


6 
लागू नहीं होता 


अचयन 


लागू नहीं होता 


___ 1 

2 

3 
4. ज्येष्ठ 10 * 2000 साधारण केन्द्रीय 14000 - 400 
प्रभागीय 

सेवा समूह क 18300 रु. 
दंत सर्जन 

राजपत्रित , तथा नियमों 
( कनिष्ठ ) 

अननुसचिवीय के अधीन 
प्रशासनिक 

अनुज्ञेय 
श्रेणी ) 

प्रैक्टिस बंदी 
अकृत्यकारी 

भत्ता । 
चयन श्रेणी 

1. तीस प्रतिशत पद ज्येष्ठ काल वेतन 

मान में और उससे ऊपर 
2. कनिष्ठ समय वेतनमान और ज्येष्ठ 

काल वेतनमान तथा कनिष्ठ 
प्रशासनिक श्रेणी को , जिसके 
अंतर्गत चयन श्रेणी भी है, 25 पदों 
की संयुक्त पद संख्या में अदल 
बदल करके प्रवर्तित किया जा 
सकता है 
" पदों की संख्या को कार्यभार के 
आधार पर और परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


10 


1 


-- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


प्रोन्नति 


प्रोन्नति : 
ऐसे ज्येष्ठ प्रभागी दंत सर्जन ( 12, 000 - 16, 500 रु. के वेतनमान पर ) 
जिन्होंने उस वर्ष के जिसमें उस सदस्य को भर्तीकिया गया या आगामी 
वर्ष की पहली जुलाई से संगणीत समूह " क " सेवा के 14वें वर्ष में 
प्रवेश कर लिया है और ऐसे प्रभागीय दंत सर्जन ( 10,000 - 15,200 
रु. वेतनमान ) पर जो ज्येष्ठ विभागीय दंत सर्जन के रूप में कार्य कर 
रहे हैं और जिन्होंने प्रभागीय दंत सर्जन की श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए 
चयन के वर्ष से संगणित सेवा के 10वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है , 
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी ( अकृत्यकारी चयन श्रेणी ) नियुक्ति के लिए 
विचार किया जाएगा । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी 
अहंकापात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा 
रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अहंक/ पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , 
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 


606 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[Part II — Sec . 3 (1) ] 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


13 
समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ( प्रोन्नति और सीधे भर्ती 
किए गए व्यक्तियों की पुष्टि के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे 
1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड 

- अध्यक्ष 
2. रेलवे का वित्तीय आयुक्त 

- सदस्य 
3. से 7. रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य 

- सदस्य 


2 


- 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


4 

5 
5 . मुख्य दंत 3 * 2000 साधारण केन्द्रीय 18, 400 -500 योग्यता के 
सर्जन " पदों की सेवा समूह क 22,400 रु. आधार पर 

संख्या को राजपत्रित , तथा नियमों चयन 
कार्यभार के अननुसचिवीय के अधीन 
आधार पर 

अनुज्ञेय 
परिवर्तन किया 

प्रैक्टिस बंदी 
जा सकता है । 

भसा 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


12 


प्रोन्नति 


प्रोन्मति : 
ऐसे ज्येष्ठ प्रभागीय दंत सर्जन जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित 
सेवा की है (जिसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अकृत्यकारी 
चयन श्रेणी, यदि कोई हो , भी है ) या जिन्होंने समूह " क " पदों पर 
सत्रह वर्ष नियमित सेवा की है । जिसमें से चार वर्ष की नियमित सेवा 
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी/ कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी ( अकृत्यकारी चयन 
श्रेणी ) में होनी चाहिए । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी 
अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा 
रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता 
सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , 
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 


14 


- 13 
समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे 
1. अध्यक्ष , रेलवे बोर्ड 

अध्यक्ष 
2. रेलवे का वित्तीय आयुक्त 

- सदस्य 
3. से 7. रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य 

- सदस्य 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं है । 


[ सं. 83/ ई ( जी आर ) II/ 7/ 105 ] 

डी . पी . त्रिपाठी, सचिव 


[ YT 11 


qug 3 ( 1) ] 


era o 14 : 17 , 2001/ HT 28 , 1922 


607 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

New Delhi, the 7th February , 2001 
G . S . R . 93 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Indian Railways Medical Service (Dental Surgeons) Recruitment Rules, 1996 , except as respects 
things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the posts in the Railway Medical Service, namely : 

1. Short title and commencement.- (1 ) These rules shall be called the Railways Medical Service (Dental 
Surgeons) Recruitment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Application - - These rules shall apply to the posts specified in column. I of the Schedule annexed to these 
rules . 

3 . Number of posts , classification and scale of pay. - - The number of the said posts, their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule . 

4. Method ofrecruitment, age limit and qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule aforesaid . 

5 . Disqualification . No person , 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the CentralGovernmentmay, if satisfied , that such marriage is permissible under the personallaw 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

6 . Liability to service in the Defence Service : - Every person appointed to the said post shall, if so required, be 
liable to serve in any defence service or post connected with the Defence of India , for a period of not less than four years 
including the period , if any, spent on training : 

Provided that any such person 
(a) shall notbe required to serve as aforesaid after expiry of ten years from the date of such appointment ; and 
(b ) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty - five years. 

7 . Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

8. Saving . — Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Ex -servicemen and other Backward Classes and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Classification 


Age limit for direct recruits 


Name of No . of 
post 


posts 


(Rs.) 


Whether selection 
by merit or 
selection cum 
seniority or non 
selection post 


3 


Not exceeding 35 years 


1 2 
1. Assistant * 7 (2000 ) 
Divisional * Subject 
Dental to variation 
Surgeon pendent on 

work load . 


Service, 
Group A 
Gazetted , 
Non -Ministerial 


13 ,500 
Plus Non 
practicing 
allowance as 


Note I :- Relaxable for 
Governments servants upto five 
years in accordance with the 


360 G1/2001 - 7 


608 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28, 1922 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


admissible 
under the 
rules. 


instructions or orders issued 
by the Central Government. 


The number 
of posts in 
junior time 
Scale and 
Senior time 
Scale and 
junior administrative 
grade including 
selection grade may 
be operated 
interchange 
ably within 
a combined 
strength of 
25 posts . The 
number of posts 
are further 
subject to 
variation de 
pendent on 
workload . 


Note II :— The crucial date for 
determining the age -limit 
shall be the closing date 
for receipt of applications 
selection grade may 
from candidates in India (and 
not the closing date prescribed . 
for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura, 
Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nocobar Islands 
or Lakshadweep ). 


- 


LLEN 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible 


Educational and other quali 
fications required for direct 
recruits 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and 
educational quali 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


10 


Yes 


One year for 
direct recruits 


ESSENTIAL 

Not applicable 
(1) A qualification included in part I or 

part II of the Schedule to the Dentist s 

Act, 1948 (Act 16 of 1948 ) 
(ii) Three years experience of dental work 

in a hospital or in private practice . 
(iii) Should be registered with a Dental Council. 
NOTE I : Qualifications are relaxablo at the 
discretion of the Union Public Service Commission 
in case of candidates otherwise well qualified . 
NOTE II : The qualification (s) regarding experience 
is/are relaxable at the discretion of the Union Public 
Service Commission in the case of candidates 
belonging to Scheduled Castes /Scheduled Tribes. 
If at any stage of selection the Union Public Service 
Commission is of the opinion that sufficient number 
of candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be available 
to fill up the vacancies reserved for them . 
DESIRABLE : 
Post graduate qualification in dentistry 
from a recognised University or equivalent. 


[ YTT 11 - W 


300 ) ] 


TRT7 


T 79795 : FUTA 17 , 2001/419 28 , 1922 


609 


Method of recruitment, 
whether by direct recruitment 
or by promotion or by 
deputation /absorption and 
percentage of posts to be 
filled by various methods 


In case of recruitment by If a Departmental Promotion 
promotion /deputation / Committee exists , what is its 
absorption , grades from composition 
which promotion /deputation / 
absorption to be made 


Circumstances in 
which Union Public 
Service Commission 
is to be consulted in 
making recruitment 


u 
Direct recruitment 


12 
Not applicable 


14 
Consultation with 
the Union Public 
Service Commission 
necessary . 


13 
Group A Departmental 
Promotion Committee 
( For considering 
confirmation ) consisting of 
1. Chief Personnel Officer of 
the concerned Railway 

Chainnan 
2 . Chief Medical Director 

- Member 
3. Chief Personnel Officer (IR ) 

or any other Head of the 
Department of equivalent 
status 

Member 


2 


5 


Selection cum 
seniority 


10 ,000- 325 - 
15, 200 
Plus Non 
practicing 
allowance as 
admissible 
under the 
rules. 


2 . Divisional 8 * ( 2000 ) General Central 

Dental * Subject Service , 
Surgeon to variation Group A 

dependent on Gazetted , 
work load . Non -Ministerial 
The number 
of posts in 
junior time 
Scale and 
Senior time 
Scale and 
junior administrative 
grade including 
selection grade of 
junior adminis 
trative grade 
may be operat 
ed inter- change 
ably within a 
combined strength 
of 25 posts. The 
number of posts 
are further sub 
ject to variation 
dependent on 
workload . 


Not exceeding 40 years 
Note 1 : Relaxable 
for Government 
servants upto five years 
in accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government. 
Note II The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
ſor receipt of applications 
from candidates in India. (and 
not the closing date prescribed 
for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nocobar Islands 
or Lakshadweep ). 


8 


9 


10 


Yes 


No 


One year for 
direct recruits 


Essential 
(i) A qualification included in Part I or 

Part II of the Schedule to the Dentist s 

Act, 1948 (Act 16 of 1948 ) 
(ii) A post graduate degree in dentistry from a 


610 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28, 1922 


[Part II — SEC. 3 (1)] 


recognised University/ Institution or equivalent. 
(iii ) Seven years experience in dental work in a 

Government hospital or private practice . 
( iv ) Should be registered with a Dental Council 
NOTEI; Qualification (s ) are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service Commission 
in case of candidates otherwise well qualified . 
NOTE 11 : The qualifications regarding experience 
is/ are relaxable at the discretion of the Union Public 
Service Commission in the case of candidates 
belonging to Scheduled castes and Scheduled tribes, 
If at any stage of selection the Union Public Service 
Commission is of the opinion that sufficient number 
of candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be available 
to fill up the vacancies reserved for them . 


12 


13 


14 


Promotion failing which 
by deputation failing both 
by direct recruitment. 


Promotion 

Group A Departinental promo- Consultation with 
Assistant Divisional tion Committee (for promotion the Union Public 
Dental Surgeon with four and confirmation of direct Service Commission 
years regular service recruits) consisting of - 

necessary while 
in the grade . 

1. Chief PersonnelOfficer of making direct 
Note : Where juniors who the concerned Railway recruitment and 
have completed their 

Chairman appointing an 
qualifying/ eligibility 2 . Chief Medical Director Officer on deputa 
service are being con 

---Membertion . 
sidered for promotion 3. Chief Personnel Officer (IR ) 
their seniors should 

or any other Head of the 
also be considered 

Department of equivalent 
provided they are 

status 

- -Member 
not short of the requisite 
qualifying /eligibility 
service by more than half 
of such qualifying /eligibility 
service or two years 
whichever is less and 
have successfully complet 
ed their probation period 
for promotion to the next 
higher grade alongwith 
their juniors who have 
already completed such 
qualifying/ eligibility service . 
Deputation : Officers under 
the Central/State Governments / 

Union territory Administrations - 
( a )(i) holding analogous posts 

on a regular basis ; or 
( ii ) with five years regular 

service in posts in the 
scale of pay of Rs. 8000 
13500 or equivalent; and 


[ YTT 11 - US 3(1) ] 


HTTT 1995 : 


ert 17 , 2001/ 46 28 , 1922 


611 


12 
(b ) possessing the 

educational 
qualifications and 
experience prescribed 
for direct recruits under 

column 8 . 
NOTE : The Departmental 
officers in the feeder 
category who are in the 
direct line of promotion shall 
not be eligile for 
consideration for 
appointment on deputation . 
Similarly, deputationists shall 
not be eligible for consi 
deration for appointment by 
promotion 
(Period of deputation 
including period of 
deputation in aother ex -cadre 
post held immediately 
preceding this appointment 
in the same or some other 
organisation /Department of 
the Central Government 
shall ordinarily not to exceed 
three years . The maximum 
age limit for appointment by 
deputation ( including short 
term contract) shall be not 
exceeding 56 years as on the 
closing date of receipt of 
applications .) 


Selection by 
merit 


Not applicable 


12 ,000 - 375 
16 ,500 
plus non 
practicing 
allowance as 
admissible 
under the 
rules, 


3 
3 . Senior 10 * (2000 ) General Central 
Divisional * Subject to Service, 
Dental variation Group A 
Suregon dependent to Gazetted , 

work load . Non -Minişterial 
The number 
of posts in 
junior time 
Scale and 
Senior time 
Scale and 
junior admi 
nistrative 
grade including 
selection grade 
may be operated 
interchange 


612 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[Part II— SEC. 3 (1)] 


2 


ably within 
a combined 
strength of 
25 posts . The 
number of posts 
are further 
subject to 
variation de 
pendent on 
workload. 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


11 


12 


Promotion failing which by deputation 


Promotion : 
Divisional Dental Surgeons with six years regular service in the grade 
or on completion of ten years combined regular service as Divisional 
Dental Surgeon ( pay scale Rs. 10 ,000 - 15 , 200) and Assistant Divisional 
Dental Surgeon ( Pay scale Rs 8, 000 - 13, 500 ) of which two years regular 
service should be as Divisional Dental Surgeon . 
Note : Where juniors who have compelted their qualifying / elgibility 
service are being considered for promotion , their seniors should also be 
considered provided they are not short of the requisite qualifying 
eligibility service bymore than half on such qualifying/ eligibility service 
or two years , whichever is less , and have successfully completed their 
probation to the next higher grade alongwith their juniors who have 
already completed such qualifying/eligibility service. 
Deputation : Officers of the Central/ State Governmets /Union 
Territories 
(a )(i) holding analogous posts on a regular basis ; or 
( ii ) with five years regular service in posts in the pay scale of 

Rs. 10,000 - 15 ,200 or equivalent; and 
(b ) possessing the following educational qualifications and 

experience, namely : 
Essential : 
(i) A qualification included in Part I or Part II of the Schedule to the 

Dentists Act , 1948 ( Act 16 of 1948 ) 
(ii) A post graduate degree in Dentistry from a recognised university 

institution or cquivalent; 
( iii ) Ten years experience in dental work in a Government hospital or 

private practice ; 
( iv) Should be registered with a Dental Council. 
Note : The Departmental officers in the feder category who are in the 
direct line of promotion shall not be eligible for consideration for 
appointment on deputation . 
Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . 


[ 477 II — T S 3 (1) ] 


475 g 74 : 


Rt 17 , 2001/ TE 28 , 1922 


613 


- 


12 


(Period of deptuation including period of deputation in another ex - cadre 
post held immediately preceding this appointment in the same or some 
other Organisation /Deaprtmentof the CentralGovernment shall ordinarily 
not to exceed three years . The maximum age, limit for appointment by 
transfer on deputation shall be not exceding 56 years on the closing date 
of receipt of applications .) 


13 


14 


Group A Departmetal Promotion Committee consisting of - 

1. Chairman , Railway Board Chairman . 
2 . Financial Commissioner for Railways – Member 
3 . to 7 . Other Members of the Railway Board Members . 


Consultation with the Union Public Service 
Commission necessary while appointing an 
officer on deputation . 


4 


Not applicable 


14 , 300 -400 - Non Selection 
18 , 300 
plus non 
practicing 
allowance as 
admissible 
under the 
rules. 


4 . Senior 10 * ( 2000 ) General Central 

Divisional * Subject to Servicc , 
Dental variation Group A 
Şuregon dependent to Gazetted , 
( Junior work load. Non -Ministerial 
Aminis- 1 . Thirty 
trative per cent of 
Grade 

posts in senior 
non 

time scale 
functional and above. 
Selection 2 . The number of 
Grade ) posts in junior 

time scale and 
senior time 
scale and 
Junior Admin 
sitrative grade 
including selec 
tion grademay 
be operated 
interchangeably 
within a com 
bined strength 
of 25 posts 
The number of 
posts are further 
subject to varia 
tion dependent 
on workload . 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


11 


Promotion : 


Promotion : 
Senior Divisional Dental Surgeons (pay scale Rs. 12 ,000 -16 ,500 ) who 
have entered 14th year of Group A service on the 1st July of the year 
calculated from the year following the year in which the member was 
recruited . Directly recruited Divisional Dental Surgeons (pay scale Rs. 


614 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001/MAGHA 28 , 1922 


[Part 11 - -Sec . 3 (1) ] 


nnnnnn 


11 


12 


10,000 - 15,200 ) who are working as Senior Divisional Dental Surgeons 
and have entered ten years of service calculated from the year of selection 
for direct recruitment in the grade of Divisional Dental Surgeon will be 
considered for appointment to Junior Administrative grade (Non 
functional selction grade ) 
Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility 
service are being considered for promotion , their seniors shold also be 
considered provideed they are not short of the requisite qualifying 
eligibility service by more than half of such qualitying/ eligibility service 
or two years, whichever is less and have successfully completed their 
probation period for promotion to the next higher grade alongwith their 
juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. 


- 


13 

14 
Compositon of Group A Departmental Promotion Committee : Consultation with the Union Public Service 
1. Chairman , Railway Board - Chairman . 

Commission notnecessary 
2 . Financial Commissioner for Railways - Member 
3 to 7 . Other Members of the Railway Board Members . 

3 

4 5 

6 
5. Chief 3 * (2000 ) General Central 18 ,400 - 500 - Selection by Not applicable 
Dental Subject to Service, 

22, 400 merit. 
Surgeon variation Group ‘ A ’ plus non 
dependent on Gazetted , 

practicing 
workload . Non -Ministerial. allowance as 

admissible 
under the rules. 


10 
Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Promotion : 


12 
Promotion : 
Senior Divisional Dental Surgeons with eight years regular service in 
the grade ( including service if any, if the JAG Non - functinal Selection 
Grade) or seventeen years regular service in Group ‘ A ’ posts of which 
four years regular service should be in the Junior Administrative grade 
(Non -functional selction grade ) 
Note : Where juniors who have completed their qualifying /eligibility 
service are being considered for promotion , their seniors shold also be 
considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility 
service by more than half of such qualifying /eligibility service or two 
years, whichever is less and have successfully completed their probation 
period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors 
who have already completed such qualifying /eligibility service . 


13 
Group A Departmental Promotion Committee consisting of 

1. Chairman , Railway Board - - Chairman . 
2 . Financial Commissioner for Railways — Member 
3 . to 7. Other Members of the Railway Board Members. 


14 
Consultation with the Union Public Service 
Commission notnecessary . 


[No. 83 /E (GR ) II/7/ 105 ) 
D . P . TRIPATHI, Secy. 


[ भाग [[ - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001/ माघ 28 , 1922 


जल संसाधन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2001 
सा . का . नि . 94. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 
तकनीकी वाहक और तकनीकी परिचारक भर्ती नियम, 1973 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, फील्ड सहायक ( संशोधन ) भर्ती नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी वाहक और तकनीकी परिचारक भर्ती नियम , 1973 की अनुसूची में तकनीकी वाहक के पद के 
सामने शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन सह 

सेवा में जोड़े गए वर्षों सीधे भर्ती किए जाने वाले 
संख्या 

ज्येष्ठता या योग्यता का फायदा केन्द्रीय व्यक्तियों के लिए आयु 
के आधार पर चयन सिविल सेवा (पेंशन ) सीमा 
अथवा अचयन पद नियम, 1972 के 

नियम 30 के अधीन 

अनुज्ञेय है या नहीं 

4 . . . 5 
फील्ड 61 *( 2001 ) साधारण केन्द्रीय 2550 -55- लागू नहीं होता लागू नहीं होता 18 से 25 वर्ष के बीच 
सहायक . * कार्यभार के सेवा समूह घ 2660 - 60 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
आधार पर अराजपत्रित , . 3200 . . 

किए गए अनुदेशों या 
परिवर्तन ( वे. 1 ) रु . 

आदेशों के अनुसार 
किया जा 

सरकारी सेवकों के लिए 
सकता है । 

शिथिल करके 35 वर्ष 
तक की जा सकती है ।) 
टिप्पणी : रोजगार 
कार्यालयों के माध्यम से की 

जाने वाली भर्ती की दशा में , 
• आयु सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख 
वह अंतिम तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्यालयों 
से नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि 
कोई हो 


10 
दो वर्ष 


आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न . आमेलन किया जाएगा । 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

12 
सीधी भर्ती द्वारा 

लागू नहीं होता 


11 


360 G1/ 2001 - 8 


616 


. 


THE CAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28 ,1922 


[Part II — Sec . 3(1)] 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें 
निम्नलिखित होंगे : 

1. प्रादेशिक निदेशक , केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 
2. " E " te a5 
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 


- अध्यक्ष 
- - सदस्य 
- सदस्य 


[ 91. . 23/60/98 -34 34- I ] 

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 

New Delhi, the Sth February , 2001 
G .S. R . 94 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President 
hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board , Technical Bearer and Technical Atten 
dant Recruitment Rules, 1973 , namely : - - 

1. (i) These rules may be called the CentralGround Water Board Field Assistant (Amendment) Rules, 2001. 

( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Schedule to the CentralGround Water Board Technical Bearer and Technical Attendant Recruitment 
Rules, 1973 , for the headings and against the post of Technical Bearer and the entries relating thereto , the following 
shall be substituted namely : 

SCHEDULE 
Name of Post Number of Post Classification 

Scale of Pay 

Whether selection -cum 
seniority or selection by 
merit or non - selection 


EU 


posts 


2 


3 


5 


Field Assistant 


Not applicable 


6 1* ( 2001) 
* Subject to variation 
dependent on work - 
load 


General Central 
Service Group ‘D 
Non -Gazetted. 


Rs. 2550 - 55 
2660 -60 -3200 (S - 1) 


Age limit for direct recruits 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether benefit of added years 
of service admissible under rule 
30 of the C . C . S . (Pension ) rules, 
1972 


Not applicable 


8th Standard pass 


Between 18 — 25 years. 
(Relaxable upto 35 years for Gover 
ment servants in accordance with the 
instructions /orders issued by the 
Central Government). 
Note : In case of recruitment through 
the Employment Exchange, the crucial 
date for determining the age 
Jimit shall be the date upto 
which the Employment Exchange 
asked to submit the names . 


[ भाग [ - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17, 2001/ माष 28 , 1922 


617 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Period of proba . 
tion , if any 


Whether age and 
educational quali- 
fications prescrib 
ed for direct recruits 
will apply in the 
case of Promotees 

9 


Method of recruitment, whether In case of recruitment by promotion / 
by direct recruitment or by pro - deputation /absorption , grades from which 
motion or by deputation/absorp - promotion /deputation /absorption to be made 
tion and percentage of the posts to 
be filled by various methods 


10 


12 


Not applicable 


2 years 


___ By direct recruitment . 


Not applicable 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is its composition 


Circumstances in which Union Public 
Service Commission is to be consulted 
in making recruitment 


13 


14 


Not applicable 


— Chairman 


Group D Departmental Promotion Committee 
for considering confirmation consisting of : 
1. Regional Director 

Central Ground Water Board 
2 . Scientist D 

Central Ground Water Board 
3. Administrative Officer , 

CentralGround Water Board . 


---Member 


- Member 


[ F. No . 23 / 60/ 98 - GW.I] 
SOHAN S. SAINI, Under Secy . 


नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2001 
सा . का . नि . 95. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 
( नक्शानवीस ) भर्ती नियम, 1972 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड नक्शानवीस भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2007 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड नक्शानवीस भर्तीनियम, 1972 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात : 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


अनुसूची 
योग्यता के आधार सेवा में जोड़े गए वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने वाले 
पर चयन, चयन - फायदा केन्द्रीय सिविल व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 
सह - ज्येष्ठता या सेवा (पेंशन ) नियम , 
अथवा अचयन 1972 के नियम 30 

के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


5 


7 


नक्शानवीस 


लागू नहीं होता 


होता 


3 
4 * साधारण केन्द्रीय रु. 5500 - 175 - लागू नहीं 
( 2001 ) सेवा समूह " ख " 9000 
* कार्यभार के अराजपत्रित , 
आधार पर अननुसचिवीय 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


30 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष 
तक शिथिल की जा सकती है । ) 


618 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28 , 1922 


[ PART II - SEC . 3 (6)] 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


टिप्पण : आयु सीमा अव 
धारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख भारत में अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी ( न कि अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, 
हिमाचल प्रदेश के लाहोल और 
स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंडमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई 
है ) । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि 
यदि कोई हो 


___ 10 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


आवश्यक : 
नक्शानवीसी में विशेषज्ञता सहित भूगोल विषय में 
मास्टर डिग्री 


वांछनीय : 


(i) पारंपरिक और विशेष प्रयोजन चिह्नों तथा 

प्रतीकों के अनुसार मानचित्रों, पांडुलिपियों, 
विशेष प्रयोजन सर्वेक्षण आंकड़े तैयार 
करने, दो वर्ष का अनुभव; 


( ii ) फोटोलिथो ग्राफिक रिप्रोडक्शन के लिए 

रंग पृथकीकरण, स्पष्ट मानचित्र ; और 


( iii ) त्रिविमीय ब्लाक आरेख तैयार करने का 

अनुभव । 


टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 

की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उ 


[ भाग II - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 17 , 2001/ माघ 28 , 1922 


619 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया आएगा 


11 


12 


सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन : 
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
(ii) जिन्होंने 5000 - 8000 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 

3 वर्ष नियमित सेवा की है ; या 
(i) जिन्होंने 4500 - 7000 रु. के वेतनमान वाले पदों या समतुल्य पर 

6 वर्ष नियमित सेवा की है ; या 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 

लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है । 
साधारणतया सीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने 
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


13 


14 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में 
विचार करने के लिए) 
1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 
2. निदेशक ( प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 
3. वैज्ञानिक " घ ", के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 


संघ लोक सेवा आयोग से तब परामर्श करना आवश्यक 
है जब कोई अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के 
लिए विचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । 


- अध्यक्ष 


.. . सदस्य 


- सदस्य 


[ फा. सं. 23/54/98 - मी . डब्ल्यू -1 ] 

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव 


New Delhi, the 5th February, 2001 
G . S. R. 95. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board Cartographer Recruitment Rules, 1972 , 
namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Central Ground Water Board Cartographer recruitment (Amendment) 
Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the schedule to the Central Ground Water Board Cartographer Recruitment Rules, 1972 the following 
Schedule shall be substituted namely : 


620 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 17 , 2001 /MAGHA 28 , 1922 


( Part II - SEC. 3 (1) ] 


SCHEDULE 


Number of 
posts 


Classification 


Name of 
post 


Scale of pay 


Whether selection - Whether benefit 
cum -seniority of added years 
or selection by of service admissible 
merit or non under rule 30 of the 
selection posts Central Civil Services 

(Pension ) Rules, 1972 . 


5 


6 


Cartographer 


Not applicable 


No 


4 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work - load . 


General Central Rs. 5500 - 175 - 
Service, Group B 9000 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial. 


Age limit for direct recruits 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Period of 
probation , if any 


Whether age and 
educational qualifi- 
cations prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


8 


10 


Two years . 


Not exceeding 30 years 
(Relaxable for Government 
servants upto 5 years in accor 
dance with the instruction 
or orders issued by the Central 
Government.) 
Note : The crucial date for deter 
mining the age limit shall be the 
closing date for receipt of appli 
cation from candidates in India 
( and not the closing date prescri 
bed for those in Assam , Meghalaya, 
Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur , Nagaland , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Division 
of Chamba District of Himachal 
Pradesh Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep ) . 


Essential : 

Not applicable 
Master s degree in Geography with 
specialisation in Cartography . 
Desirable : 
(i) Two years experience in the prepara 

tion ofMaps, Manuscripts, Special 
purpose Survey data according to 
conventional and special purpose 

signs and symbols; 
( ii ) Colour separation fair mapping for 

photolighographic reproduction ; and 
( iii ) Preparation of 3 dimensional block 

diagrams. 
Note 1 : The qualification (s ) are relaxable 
at the discretion of the Staff Selection 
Commission in the case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification (s) regarding 
experience is/are relaxable at the 
discretion of the Staff Selection 
Commission /competent authority in 
the case of candidates belonging to 
the Scheduled Castes or the Scheduled 
Tribes if at any stage of selection the 
Staff Selection Commission /Competent 
authority is of the opinion that 
sufficient number of candidates from 
these communities possessing the 
requisite experience are not likely 
to be available to fill up the posts 
reserved for them . 


[ 471 II - UUS 3 (1) ] 


RETT 


75743 : 


o 


17 , 2001AN 28 , 1922 


621 


Humi 


Method of recruitment whether by direct recruitment 
or by promotion or by deputation /absorption and 
percentage of the posts to be filled by various 
methods 


In case of recruitment by promotion /deputation /absorption , 
grades from which promotion /deputation /absorption to 
made 


12 


Direct recruitment failing which deputation /absorption . 


Deputation /Absorption 

Officers under the Central Government : 
( a ) (i) holding analogous posts on a regular basis; or 
( ii ) with 3 years regular service in posts in the scale of 

Rs . 5000 - 8000 or equivalent; or 
(iii) with 6 years regular service in the posts in the scale 

of Rs. 4500 — 7000 or equivalent; and 
(b ) possessing the educational qualifications prescribed 

for direct recruits under column 8 . 
( The period ofdeputation including period of deputation 
in another ex - cadre post held immediately preceding this 
appointment in the same or some other organisation / 
department of the Central Government shall not 
ordinarily exceed 3 years. The maximum age limit for 
appointment on deputation /absorption shall be not exceed 
ing 56 years as on the last date for receipt of applications ). 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making 
recruitment 


13 


14 


Group B Departmental Promotion Committee (For considering Consultation with the Union Public Service 
confirmation ) 

Commission necessary when an Officer is in 
1 . Chairman , Central Ground Water Board - - Chairman 

the field of consideration for appointment on 
2 . Director (Administration ) Central Ground -- Member 

absorption basis. 
Water Board 
3. Scientist D Central Ground Water Board Member 

[F . No. 23 /54 /98 -GW . I] 

SOHAN S. SAINI, Under Secy . 
ग्रामीण विकास मंत्रालय 

शुद्धि पत्र 

a farefit, 22 Hazi , 2001 
M . T. FA . 96 . — JIH f g , tarot ut f44 , 2000 374 1974 -3 # fayin ufafte ( PREST 
19147 À HL . A . T . 180 fatih 20 - 5 - 2000 $ naa garifTT) Pin a fufufua ufale : 
" सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह " ख " अराजपत्रित अनुसचिवीय " 

[ H . 14 . . 12018 /2 /97 -P1141- 1 ) 

ए. के . सोनी, अवर सचिव 
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 22nd January , 2001 
G . S . R . 96 . — For the existing entry in column 3 of the Schedule annexed to theMinistry of Rural Development 
Accountant Recruitment Rules , 2000 ( Published in the Gazette of India vide G .S . R . No. 180 dated 20 - 5 - 2000) , the 
following entry may please be substituted : 
"General Central Service Group B Non -Gazetted , Ministerial" . 

[No, F .A . 12018 /2 /97 -Estt . I] 

A .K . SONI, Under Secy . 
Printed by theManager,Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllet of Publications, Delhi- 110054 . 


